१७-७५ 


उपासना 


22 | हिन्द पुस्तक भण्डार 


५ रवार्शे बावली 
=== रवारा बावली, दिल्ली - 10006 


खी शक्ति उपासना 111 


& | | ु 


गायत्री शक्ति 


ॐ भूर्भुवः स्वः ) ` तत्सचितुर्वेरेण्यं | | | f 
भर्गो देवस्य धीमहि , धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | १ भु 


गायत्री महामंत्र के वेद-शास्त्रों, उर्धनिषदों और 


ऋषि नेयो द्वारा कथित गूढार्थ व गूढ़ रहस्य, 


वेद जननी गायत्री की अलौकिक दिव्य-शक्तियों / 

का दिग्दर्शन, गायत्री साधना से प्राप्त होने वाली 
भौतिक व आध्यात्मिक सिद्धियाँ एवं गायत्री के 
सम्बन्ध में विविध घामिक, साहित्यिक व राजनैतिक 
महान विभूतियों के गायत्री महात्म्य विषयक उद्गार, 


गायत्री उपासना का सम्पूर्ण व सर्वाङ्गीण 
शास्त्रीय विधि-विधान, गायत्री मद्रा, 
गायत्री सहस्त्रनाम, गायवी स्तोत्र, पटल 
व स्तवराज आदि 


गायत्री पुरश्चरण के लिए शास्त्रीय विधान 
गायत्री कल्प, न्यास, मार्जन, तपंण तथा 
शापोद्धारम्‌ आदि 


गायत्री महायज्ञ के. लिए व्यवस्था व 
अनुष्ठान विषयक शास्त्रीय विधान 
सध्याषटकर्म, पंचवेदी स्थापना, देवपूजन, 


वेद जननी गायत्री की दिव्य शक्तियों का दिग्दर्शन 
गायत्रीं शरि 


गायत्री के सम्बन्ध में वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों एवं ऋषियों द्वारा 
वणित सारगभित तथा सर्वाङ्गीण ज्ञान 


|\ \ 
मडके 


लेखकः 
पं० श्रमोलचन्द्र शुक्ल 


हिन्द पुस्तक भण्डार 
रवाशे बावली .दिल्लो - 10006 


प्रकाशक 
हिन्द पुस्तक भंडार, दिल्‍्ली-110006 
संबद्ध संस्था 
पुस्तक महल, दिल्ली - 110006 
विक्रय केन्द्र 
1. 6686, खारी बावली, दिल्ली-110006 फोनः 239314, ,2911979 


2. 10-8, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002 
फोनः 3268292-93, 3279900 


प्रशासनिक कार्यालय 
F-2/16, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002 
फोनः 3276539, -3272783-84 
टेलेक्स ८ 0३31-78090 एस वी पी इन "फक्स : 91-11-2924673 


व्य. शाखा कार्यालयः १ 
° 22/2, मिशन रोड, (शमा राव कम्पाउंड) बंगलौर-560027 फोन : 2234025 
° खेमका हाउस, प्रथम मंजिल, नजदीक भारतीय वस्त्रालय, अशोक राजपथ, 
पटना- 800004 


(8 कॉपीराइट सर्वाधिकार 
पुस्तक महळ, 6686, 'खारीबावली, दिल्ली - 110006 


सूचना 

इस पुस्तक के तथा इसमें समाहित सारी सामग्री ऐखा व छाया चित्रों सहित) के सर्वाधिकार 
“पुस्तक महल' द्वारा सुरक्षित हैं। इसलिए कोई भी सज्जन इस पुस्तक का नाम, टाइटल 
डिजाइन, अन्दर का मैटर व चित्र आदि आंशिक या पूर्ण रूप से या तोड़-मरोड़ कर एवं 
किसी भी भाषा में छापने व प्रकाशित करने का साहस न करें। अन्यथा कानूनी तौर पर 
हर्जेखर्चे व हानि के जिम्मेदार होगि। 


मूल्य: 30/- रुपये 


छठा संस्करण: अक्टूबर, 1994 


मुद्रकः कलरप्रिंट्स, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 


EE EES PD BES PDS PES Pr PES 


श्री रात्री म्यंन्र 


+ 
शी 
त 


तत्सवितवेरोण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात 


ई 

| f 
1. 

ॐ भ्‌ भवः स्व | 

j 

1 

| 


७॥७७४७७७४४०७४७४७४७७४०७४७७७७४/ ७०७ + 


DE >>> EE VE DEE DE > 


प्रच्काचाव्कींच्य 


हमारे प्राचीन घामिक ग्रन्थ वेद, शास्त्र, पुराण, आदि मानव मात्र के 
कल्याण, सुख, शांति और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के असंदिग्ध अव- 
लम्ब हैं। आज के इस नैतिक पतन के युग में, जब कि विश्व के प्रत्येक कोने 
में पापाचार बढ़ रहे हैं, देवताग्रों और ऋषि-मुनियों की तपोभूमि भारत वर्ष 
भी पापार्नि की प्रचण्ड ज्वालाग्रों से कुलस रहा है । वह धरती, जहाँ पवित्र 
गंगा कीघ परा बहती है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे, जो भूलोक 
का स्वर्ग माना जाता था, और जहाँ झूठ, दम्भ, चोरी हिसा, अनाचार और 
अत्याचार का नामन था, उसी भारत देश के वासी श्राज कलियुग के 
प्रभाव से अज्ञानांधकार में भटक कर किस प्रकार पापाचारों में लिप्त हो रहे हैं, 


“केसी अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए किसी प्रमाण की झ्रावश्यकता 


नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष किम्‌ प्रमाणम्‌' ? किन्तु, फिर भी एक वात हम सब 
अधुभव करते हैं, कि विश्व क्रे श्रन्य भूभागो के प्राणियों का जितना पतन हो 
रहा है, उतना अभी भारतवासियों का नहीं हुआ । सम्भवत: इसका एक ही 
कारण है, कि हमारे रक्त में अभी भी पुर्वजों की सात्विकता, घर्म-परायणता, 
Fa भगवत्‌ भक्ति का प्रभाव चला ग्रां रहा है । अस्तु, पतन के 
इस गहन श्रन्धकार में भी ग्राशा की एक क्षीण प्रकाश-क्रिरण दिखाई दे रही है, 
कि यदि भारतवासियों को उचित मार्ग-दर्शन प्राप्त हो सके, श्रेष्ठ आचार 
बिचार ) और आध्यात्मिक उन्नति के लिए धर्म की यथोचित शिक्षा प्रदान की 
झा पुवजों की महान आध्यात्मिक उपलब्धियों और ज्ञान के अक्षुण्य भण्डार के 
दिग्दर्शन Fe जाएं, तो वे पतन-मार्ग को छोड़कर शीघ्र ही सुपथगामी बन 


~ 


सकत हं 
इसी श्राशापुणं उद्देश्य को सम्मख रखकर में अपने प्रिय देद-वासियों के 


उद्धार, उत्थान और कल्याण के लिए चिरकाल से सतत्‌ प्रयत्नशील हूँ, और 


पस्तुत पुस्तक भी उसी प्रयास की एक कड़ी है । यद्यपि हमने श्रपनी संस्था द्वारा 
विज्ञान, टॅक्नोलोजी, कृषि आयुर्वेद, चिकित्सा, इण्डस्ट्रियल, संगीत, इत्यादि 


2 


जीवन की भौतिक उन्नति में सहायक विषयों की मी असझ्य पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं, तथापि धार्मिक ग्रन्थों के प्रकाशन के प्रति भी हम निरन्तर सतर्क झौर 
सचेष्ट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य भौतिक साधनों की उन्नति चाहे कितनी भी कर 
ले, आध्यात्मिक उन्नति बिना वह सब व्यर्थ ही है । सुख, शांति और सद्गति 


(मोक्ष) प्राप्त नहीं हो सकती । भौतिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति के बिना - 
उसके पतन का.ही कारण सिद्ध होती है, 


हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ आव्यात्मिक ज्ञान के अनन्त और अक्षुण्य भण्डार 
हैं, जो अकिचन से अकिचन व्यक्ति को भी महान ज्ञानी और सदाचारी बना 
सकते हैं, जीवमात्र के भौतिक संतापों को दूर कर उसे चिर सुख, शांति और 
मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हें । ऐसा महान, गूढ, ज्ञान-पूर्ण भ्राध्यात्मिक साहित्य 
विश्व की अन्य किसी भाषा में प्राप्य नहीं । यही कारण है, कि भौतिक दृष्टि 
से सर्वाधिक उन्नत, धनी, ऐश्वयंशाली और शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका के 
लोग अराज मानसिक रूप से इतने दुःखी और संतप्त हैं, सामाजिक रूप से उनका 
जीवन इतना पतित और घृणित है कि बे उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे . 
हैँ किन्तु उन्हें मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है । । अब वे आध्यात्मिक 
क्षेत्र में शिरोमणि विश्वगुरु भारत की ओर अपने उद्धार के लिए करुणा-दृष्टि 
से निहार रहे हैं, किन्तु दुर्भाग्य-वश इस समय भारतुवासी अपनेप्राचीन धर्म, 
कर्मे, शिक्षा-दीक्षा, और गौरव-गरिमा सव कुछ भूलकर ऐन-कैन प्रकारेण घन 
अजित कर भौतिक ऐश्वर्य को ही सुख मानकर, अपने पूर्वजों के बताए हुए 
सन्मार्ग को छोड़कर, उसी पतनगतं की ओर दौड़ रहे हैं, जिसमें पड़े हुए 
पाइचात्य राष्ट्र उससे निकलने के लिए आकुल हो रहे हैं। तथापि भारतभूमि 
कभी भी विद्वानों और महापुरुषों से नितान्त शून्य नहीं हुई है, अतः स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी . दयानन्द, रवीन्द्रनाथ टेगौर, महात्मा गान्धी जैसी महान 
. विभूतियाँ आज भी उन देशों में आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं, जिन्होंने इस _ 
युग में भी न केवल भारत, वरन्‌ समस्त विश्व का, सत्य, अहिंसा सदाचार 
और सद्ज्ञान का उपदेश देकर तथा स्वयं व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में 
इन्हें अपनाकर, पथ-प्रदर्शन किया है, मानव-मात्र की समानता, और विश्व- 
बन्धुत्व की भावना का प्रसार कर जातिवाद, राष्ट्रीयता, अमीर गरीब और 


अँच-नीच का भेद-भाव मिटाने के लिए ग्रपना जीवन उत्सर्ग कर दिया और 
समस्त विश्व को कल्याण, सुख व शांति का मार्ग दरशाया । ; 
हमारे महान धाभिक ग्रन्थों और ऋषि-म्‌ नियों व. ग्राचार्यो के मतानुसार, 
गायत्री वेदों की जननी हैं, और वेद ग्राध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के लिए 
ज्ञान-विज्ञान के अनन्त भण्डार हैं, अस्तु बुद्धि, विद्या सुख समृद्धि, उन्नति, तथाः 
मुक्ति दायिनी अनन्त शक्ति-रूपा जगज्जननी “गायत्री माता” की उपासना और 
भक्ति दविज-मात्र के कल्याण का एक असंदिग्ध साधन है । इसीलिए गायत्री 
माता की महान शक्ति और सामर्थ्य का लोगों को दिग्दर्शन कराने तथा गायत्री 
की उपासना व साधना द्वारा अपने जीवन को समून्नत, सुखी, तथा सत्‌-पथ 
गामी बनाने की प्रशा प्रदान करने हेतु मेरी चिरकाल से आकांक्षा थी, कि 
तद्विषयक एक उन्चकोटि की सारगमित, ज्ञान पूर्ण और कल्याणकारी पुस्तक 
प्रकाशित करू। माँ की कृपा से आज वह श्रभिलाषा पूर्ण हुई, और पुस्तक 
आपके हाथों में है। 
इस पुस्तक में श्री शुक्ल जी ने गायत्री विषयक श्रगणित प्राचीन ग्रन्थों 
का खोजपूर्ण अध्ययन करके समस्त ग्रन्थों का सार संग्रहीत कर दिया है यानी 


सागर में सागर' भर दिया है। हमें पूर्ण ्राशा व विश्वास है कि पाठकगण 
उस्तक को सराहना किए ब्रिना न रह सकेंगे । 


“7 प्रकाशकः 


आवश्यक सूचना! 


गायत्री शक्ति' नामक यह्‌ पुस्तक गायत्री विषयक निम्न पाँच लघु | 


पुस्तकों का संग्रह है :--- 


(पती मंत/क गढ २ माता गायत्री, ३. गायत्री | 
पुरश्चरण विधान, ४. गायत्री पूजन विधि तथा ५. गायत्री यज्ञ विधान । 


दो शब्द 


गायत्री महत्ता से सम्बन्धित यह पुस्तक जनता जनार्दन की 
सेवा में प्रस्तुत करते हुए मुझे ग्रपार आनन्द और सन्तोष की अनुभूति 
हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो यह शुभ कार्य कर मेरा 
जीवन यथार्थ रूप से सुफल हो गया । मैं परमप्रभु परमात्मा का तथा 
जगज्जननी गायत्री माँ का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिसने मुझ श्रकिचन को 
यह सत्कार्य करने का श्रवसर प्रदान कर अपनी असीम अनुकम्पा का 
वस्द्‌-हस्त मेरे सिर पर रख दिया । धन्य है तू प्रभु ! और धन्य है 
तू करुणामयी माँ ! तुम दोतों अखिल विश्व के पालनकर्त्ता हो ! 
परम स्नेह और दया के सागर हो ! तुम्हारे चरण कमलो में नत- 
` मस्तक हो मैं सहस्त्र बार प्रणाम करता हूं । आचार्यों ने कहा है- 


गायत्री यो न जानाति वथा तस्य परिश्रम 


अटल सत्य वाक्य है, ध्र्‌व सत्य है । जिस व्यक्ति ने गायत्री की 
सहाशक्तियों को नहीं जाना, नहीं समभा, उसका जीवन भर का 
परिश्रम वृथा है । गायत्री माता के प्रति मेरे मन में बाल्यकाल से ही 
अटूट श्रद्धा रही है, श्रौर तद्विषयक अनेक ग्रन्थों का यथा-समय 
मनन अध्ययन करता रहा छू । अस्तु मेरी चिर-अभिलापा थी, कि 
गायत्री सम्बन्धी एक पुस्तक लिखकर लोगों को जगज्जननी का दिग्दर्शन 
कराऊँ और उन्हें माँ के चरणों में नत-मस्तक हो अपने जीवन का 


कल्याण करने की प्रेरणा प्रदान करूँ । यूं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने 
के कारण संस्कारगत भावना थी, कि लोगों को सद्ज्ञान की शिक्षा 
देकर ब्राह्मण धमं का पालन कर सक्‌, किन्तु परिस्थितियों वश 
आजीविका के चक्कर में पड़ारहा । अन्त में अपने कत्त व्य. पालन का 
एक मात्र यही मार्ग समझ पड़ा, कि पुस्तके लिखकर जनता को शिक्षा- 
दान करू, ज्ञान और धम का प्रसार करू, कुछ विश्व का कल्थाण करू, 

सा गत वीस वर्षो से कर रहा हूं और प्रभ कृपा से अब तक सर्वोपयोगी 
लगभग तीस पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। इच्छा तो यही है कि 
जीवन की श्रन्तिम श्‍वास तक इसी प्रकार प्र/णिमात्र की सेवा करता रहूं 
किन्तु भविष्य ईइवरेच्छा आधीन है । इस ग्रल्पज्ञ ग्रकिचन सेवक ने तो 
जितना कुछ ज्ञान ग्रन्थों से अजित किया है, वह आप लोगों की सेव 
में समपित कर देना ही मेरे जीवन का एक मात्र ध्येय है । 


--श्रमोल चन्द्र शुक्ल 


विषय | पृष्ठ संख्या 
गायत्री स्तुति रौ 
दो शब्द 
विषय-प्रवेश 
प्रथम खण्ड 
गायत्री मंत्र के गुढ श्रथ 
गायत्री-स्तुति (अर्थ सहित) 5१८5 
गायत्री मंत्र का शब्दार्थ तथा भावार्थ २१ 
गायत्री मंत्र के गूढार्थ २६ 
गायत्री मंत्र के गूढ़ रहस्य ४९ 
गायत्री-स्मृति (सटीक) i 
गायत्रो महात्म्य चिन्तवन ०00) 
द्वितीय खण्ड 
वेदमाता गायत्री | 
गायत्री मंत्र की अनन्त गुप्त शक्तियाँ $ 
सांसारिक प्रयोजनों के लिए गायत्री साधना ७७ 
गायत्री मंत्र की गुप्त तांत्रिक शक्तियाँ &० 
गायत्री मंत्र की दैवी शक्तियाँ RP 
१०४ 


तंत्रोक्त २४ देव गायत्री मंत्र | 
गायत्री मंत्र कौ वेदोक्त देवी शक्तियाँ | १०९ 
गायत्री के आध्यात्मिक रहस्य dy 


3 
क़ 


विषय की 


ः Rs 
गायत्री मंत्र की महिमा a ११ 
गायत्री उपासना से प्राप्त भौतिक व 121. 
अध्यात्मिक लाभ तथा प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
तृतीय खण्ड 


गायत्री पुरश्च रण विधान 
गायत्री पुरश्चरण विधि-विधान 


१३० 
2 
` गायत्री कल्पः १ 
गायत्री शापोद्धारम्‌ (गायत्री पटल ) 
` गायत्री कवचम्‌ कि... 
विश्वामित्र संहितोक्त गायत्री कवच र १७२ 
वशिष्ठ संहितोक्त गायत्री कवच ita 
मुद्रा योग ME 
क्षमा-प्रार्थना i 
चतुर्थ खण्ड । 
गायत्री पूजन-विधि ` / 
गायत्री सन्ध्योपासना 117 
गायत्री स्तोत्रम्‌ ४ २०८ 
गायत्री स्तोत्रम्‌ (भागवत पुराणोक्त ) Fe 
गायत्री पञ्जर स्तोत्रम्‌ EN 
गायत्री हृदयम्‌ ह ५ ड 
“ गायत्री अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्रम्‌ आँ 
गायत्री तत्वम्‌. ` | - 
गायत्री स्तवराज स्तोत्रम ih 


जगदम्वा गायत्री की आरती 


/ 


1 


विषय Rd पृष्ठ 


पञ्चम्‌ खण्ड 
गायत्री यज्ञ विधान 
यज्ञ का महत्व व उपयोगिताएँ . २५८ 
गायत्री महायज्ञ विधान 
महायज्ञ को व्यवस्था २६२ 
यज्ञशाला का निर्माण २३६ 
गायत्री यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली हवन सामग्री २६४ 
याज्ञिकों के लिए आवश्यक नियम | २६६ 
संध्या षटकर्म २७३ 
आचार्यं वरण व तिलक २७५ 
पंचवेदी स्थापना . - २७७ 
तेतोस देवताओं का पूजन २७८ 
षोडशोपचार पूजन २८२ 
सामान्यदेव पूजनम्‌ २८७ 
स्वस्ति वाचन २९१ 
यज्ञ भूमि का पञ्चभ्ू संस्कार २६२ 
' मेखला पूजन २९३ 
कुश-काण्डिका स्थापना २९४ 
अग्नि स्थापना २६५ 
गायत्री स्तुति र २९६ 
आहुतियाँ २९५ 
स्विष्टकृत भोग | २८९ 
'पूर्णाहुति ३०० 
स्तुति यज्ञ भगवान की ३०१ 


विसर्जनम्‌ ` ३०४ 


इस प्पुरूलव्क ने स्तस्नन्ध्व स्ने 


दो मान्य विद्वानों को सम्मतियाँ 


हिन्दू समाज के जीवन में गायत्री 
मंत्र का स्थान बहुत ऊचा, महत्वपूर्ण 
और पवित्र है । यह मंत्र अपने भीतर 


अनेक गूढार्थ और जीवन के लिए 


प्रेरणाएँ संजोये हुए है । इसकी अनेक 
व्याख्याएँ हुई हैं जीवन में ब्याप्त इसकी 
अनेक उपयोगिताओों की ओर संकेत 
किये गये हैं । 'गायत्री शक्ति' नामक इस 
पुस्तक में लेखक श्री अमोल चन्द्र 
शुक्ल ने गायत्री मंत्र के बहु- 
आयामी अर्थों की बहुत सुन्दर व्याख्या 
प्रस्तुत की है। इसके लिए इन्होंने अनेक 
विद्वानों और ग्रन्थों का सहारा लिया 
है। जीवन के विविध मांगलिक और 
आध्यात्मिक प्रसंगों तथा अनुष्ठानों में 
- गायत्री के महत्व तथा उसकी उपयोग 
विधि पर भी लेखक ने भ्रच्छा प्रकाश 
डाला है । निश्चय ही गायत्री” मंत्र 
पर यह एक बहुत ग्रच्छी और स्वागत 
योग्य पुस्तक है । 


¬ डॉ० रामदरश' मिश्र 
रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में 
गायत्री मन्त्र का महत्त्वपूर्ण स्थान माना 
जाता रहा है । चौबीस अक्षरों के इस 
मन्त्र में अचिन्त्य शक्ति है तथा इसमें 
वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान- 
तत्त्व संजोया हुश्रा है, इस आस्था के 
साथ भारत के सहस्रो सहस्र श्रद्धालु 
जन इस मन्त्र का जाप अनेक वर्षों से 
करते रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान्‌ 
लेखक ने इस महामन्त्र के विषय में 
विस्तार से सम्पूणं जानकारी दी है। 
उनकी यह पृस्तक निःसंदेह मानव मन 
की पवित्रता तथा आस्था की दुढ़ता 
में सहयोग प्रदान करेगी । 


--डॉ० गोकुलचन्द्र जेन 
प्राध्यापक, दर्शन विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


औ वतिष्नवयस-प्रत्षेच्ा 


_ जगज्जननी वेदमाता गायत्री की महिमा से वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद्‌, 
स्मृतियां आदि प्राचीन धाभिक ग्रन्थ भरे पड़ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, समस्त 
देवतागण, ऋषि, मनि श्रौर कोटि-कोटि ब्राह्मण चिरकाल से गायत्री की 
उपासना करते आए हैं, और जब तक सृष्टि का श्रस्तित्व रहेगा, आद्याशक्ति 

' गायत्री समस्त देवों में शिरोमणि रूप से पूजित होती रहेंगी । क्योंकि गायत्री 

को 'ब्रह्म' की शक्ति माना गया है, और आदिकाल से जो भी भक्त इस महा- 
शक्ति की शरण में श्राया है, वह निर्भय और सवंसुख सम्पन्न हो जीवन-यापन 
करते हए श्रन्त में परमपद को प्राप्त हुआ है । गुरु वशिष्ठ को गायत्री-सिद्धि 
द्वारा ही ब्रह्मदण्ड प्राप्त हुआ था, जिसकी अनन्त ब्रह्मतक्ति द्वारा ही 
उन्होंने राजा विश्वामित्र की अतुल बलशाली सेना को अपने आश्रम से मार 
भगाया था, और ब्रह्मषि वशिष्ठ की उस अद्भुत द॑व-शक्ति को देख कर ही 
विश्वामित्र के म्‌.ख से निकला था-- 


“धिक बलम्‌ क्षत्रिय बलं ब्रह्म बलं परम बलं 


भ्रर्थात्‌-क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ बल है और फिर 
उन्हें ब्रह्मबल प्राप्त करने की ऐसी लगन लगी कि राजपाट सुख वेभव सब 
त्यागकर उन्होंने साठ हजार वर्ष तक कठोर तप किया और अन्त में ब्रह्मवि 
पद प्राप्त किया । कहने का तात्पर्यं यह कि गायत्री की जिसने भी श्रद्धा भक्ति 
और लगन से उपासना की, उसे ही अनन्त दिव्य शक्तियां प्राप्त हई, तथा 
_ भौतिक श्रौर आध्यात्मिक दोनों प्रकार के. लाभ प्राप्त हुए । द्विज मात्र के 
लिए-तो गायत्री से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं । 
किन्तु--एक बात मुख्य रूप से ध्यान में रखने की है। गायत्री मन्त्र को 
ऋषि मुनियों ने मन्त्रराज स्वीकार किया था, इसके प्रत्येक वर्ण में अनन्त 


शक्ति निहित है, ग्रस्तु गायत्री मन्त्र का उच्चारण नितान्त शुद्ध रूप में तथा 
जुद्ध ढंग से किया जाना चाहिए । तभी उसके द्वारा मनुष्य का कल्याण हो 
सकता है। दूसरे गायत्री की उपासना, जप, यज्ञ आदि भी शास्त्रोक्त विधि- 
विधान के अन्तर्गत ठीक प्रकार से ही किए जाने चाहिए, अन्यथा उपासना 
निष्फल हो जाती है । इसी हेतु इस पुस्तक में गायत्री की दौनिक उपासना 
विधि, गायत्री पुरश्चरण विधि विधान, गायत्री यज्ञ विधान आदि का भाषा 
टीका सहित सविस्तार वर्णन किया गया है ताकि द्विज मात्र उचित ढंग से 
'गायत्री माता की उपासना कर सके । 


गायत्री मन्त्र के अर्थ व्याख्याएँ आदि भी विविध विद्वानों ने अपनी २. 


बृद्धि अनुसार विविध प्रकार से की हैं किन्तु एक निष्कषं से प्रायः सभी सहमत 
होते रहे हैं, कि गायत्री की शक्ति, गायत्री का महात्म्य और गायत्री का गौरव 
सर्वोपरि है । परमात्मा की कण २ में व्याप्त एक मात्र शक्ति गायत्री ही तो है, 
जो विविध रूपों में इस सृष्टि का, प्रत्युत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का संचालन कर रही 
है । इस तथ्य का, निरूपण इस पुस्तक में विभिन्न विद्वानों द्वारा. तथा विभिन्न 
धामिक ग्रन्थों के उद्धरणों द्वारा करने का प्रयास किया गया है । साथ ही साथ 
गायत्री मन्त के श्रनेकानेक गढार्थ तथा उसके शब्द शब्द में निहित गुप्त 
शक्तियों का भी रहस्योद्घाटन किया गया है। 

आशा है, पाठकगण ध्यानपूर्वक पुस्तक का गहन अध्ययन कर तथा गायत्री 
उपासना को भ्रपने जीवन का नितांत श्रावदथक और अभिन्न श्र'ग मानकर ग्रपने 


व दुसरो के जीवन का कल्याण करेंगे । मेरी कामना है कि माता गायत्री 
की सब पर कैपा-दुष्टि सदा वनी रहे। 


/ 


गायत्री मन्त्र के गूढु अर्थ 
त... नन लन 


# गायत्री मन्त्र को व्याख्या, शब्दार्थ, 
भावार्थ तथा गूढार्थं सहित 


ॐ गायत्री मन्त्र के गुढ रहस्य, गुप्त 
शक्तियाँ और अनन्त लाभ 


२ गायत्री की महिमा, महात्म्य तथा 
अनेक आचार्यों महात्माश्रों व 
विट्टानों की सम्मतियां 


कक कक 
गायत्री मन्त्र के गढ अर्थ 


2282282212. #7%#0% 
गायत्री स्तुति 


यन्मंडलं दीप्तिकर विशालम, रत्नप्रभम तीब्र मनादि ,रूपम्‌ । 
दारिद्रय दुःखक्षय कारणं चः, पुनागु मां  तत्सवितुर्वरेण्यम । 
श्रर्थात्‌-जिसका मण्डल प्रकाशकारी विशाल रत्नों की प्रभा 
वाला तेजस्वी अनादि स्वरूप है, जो दरिद्रता और दुखों का नाश 
करने वाला है, वह परम पूजनीय सविता मुझे पवित्र करे । 
यन्मण्डलं देवगणैः सुपुजितम, विप्र: स्तुतं मानव मुक्ति कोविदम्‌ । 
तं देव देवं प्रणमामि सूर्यम, पुनातु मां’ तत्सवितुर्वरेण्यम । 
अर्थात्‌ जिसके मण्डल को देवतागण भी पूजा करते हैं, विप्रगण 
स्तुति करते हैं, जो मनुष्य मात्र का मुक्तिदाता है उस देवों के देव 
सूर्य को मेरा प्रणाम है, वह परम पूजनीय सविता मुझे पवित्र करे । 
यन्मण्डलं ज्ञान घनत्व गम्यं, त्रं लोक्य, पूज्यं त्रिगुणात्म रूपम्‌ । 
समस्त तेजोमय दिव्य . रूपं, पुनातु मां तत्सविनुर्वरेण्यम । 
श्र्थात्‌- जिसका मण्डल ज्ञान-के घनत्व का ज्ञाता है, तीनों लोकों 
में जिसकी पूजा होती है और. त्रिगुणात्म रूप है । जिसका दिव्य रूप 
सम्पूण तजवान है, वह परम पूजनीय सविता मुभे पवित्र करे । 
यन्मण्डलः व्यावि विनाशदक्षम यद्ग यजुः साम सुसम्प्रगीतम्‌ । 
प्रकाशित येन च भूभुंवः स्वः, पुनातु मां तत्सवितुवंरेण्यम । 
प्रर्थात्‌-जिसका मण्डल समस्त व्याधियों को नप्ट करने वाला 
है, ऋग, यजु और सामवेद जिसका गुणगान करते हैं, जो, भूलोक 
श्रन्तरिक्ष तथा स्वर्गं तक प्रकाशित है, वह परम पूजनीय सविता 
मुझ पवित्र करे । | 


१ 


[. १ | 


गायत्री मन्त्र के गृढ़ अर्थ ७ 


यन्मण्डलं विश्व सूजां प्रसिद्रम, उत्पत्ति रक्षा प्रलय प्रगल्लभम्‌ । 
यस्मिन्‌ जगत्‌ संहरते$खिलं चः, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम । 


ग्र्थात्‌- जिसका मण्डल विश्व का सृज्ञन करने वाला है, उत्पत्ति, 
रक्षा तथा रुढार करने में जो पूर्ण समर्थ है। जिसमें यह सम्पूर्ण 
जगत लीन हो जाता है, वह परम पूजनीय सविता मुके पवित्र करे । 


यन्मण्डलं सर्वं गतस्य विष्णोः, आत्मा परमधाम विशुद्ध तत्वम्‌ । 
सू&षमा तिगैर्योगपथानुगम्यम, पुनातु भा  तत्मत्रितुर्वरेण्यम । 


श्रर्थात्‌-जिसका मण्डल सर्वव्यापक विष्णु स्वरूप, आत्मा का , 
परमधाम और विशुद्ध तत्व रूप हे. जो योग पथ के अति सूक्ष्म भेद 
का भी ज्ञाता है वह परम पूजनीय सविता मुभे पवित्र करे । 


यन्मण्डलं ब्रह्म विदो वदन्तिः गायन्ति यच्चारण सिद्ध संघः। 

यन्मण्डलं वेद वेदः स्मरन्तिः, पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम । 

श्रर्थात्‌- जिसके मण्डल की ब्रह्माविद्‌ भी वन्दना करते हैं तथा 
जिसका गुणगान विद्वान तथा सिद्धगण भी करते हैं। जिसके मण्डल 
का वेदज्ञाता भी सदा ध्यान करते हैं, वह परम पूजनीय सविता मुझे 
पवित्र करे । 


ब्रह्म की ग्राद्याशक्ति स्वयं ब्रह्मस्वरूपिणी गायत्री को वेदों में 
सविता कहा गया है । सविता सूर्य को भी कहते हें । अनेक स्थानों 
पर गायत्री को सावित्री कहकर भी सम्बोधित किया गया है 
भगवान सविता (सूर्य) और सावित्री, ब्रह्म और, ईश्वर वस्तुत 
सव एक ही हैं । गायत्री की उपासना चाहे भगवान सविता रूप में 
का जाय, अथवा वेदमाता गायत्री (सावित्री) के रूप में, उससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता और न ही किसी प्रकार के भ्रम में पडना 
चाहिए । इश्वर न पुरुप है और न स्त्री, वह तो एक महाशक्ति है, 
अस्तु अपनी २ श्रद्धा और भावना के अनुसार जिसको जैसा रूप | 


[MS | 


क गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


भाया, उसने उसी रूप में इस महाशक्ति की स्तुति और उपासना 
की । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है :-: 


जाकी रही भावना जैसी, भ्रभूमूरत देखी तिन तसी । 
अस्तु, हे ब्रह्म की महाशक्ति गायत्री ! तुभे मेरा शतूशत्‌ 
प्रणाम है। ५4 


गायत्री मन्त्र की व्याख्या 


जेसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, गायत्री मन्त्र वह महामत्र 
है, जिसमें अनन्त शक्तियाँ छपी हुई दे । गायत्री मन्त्र .एक ऐसा 
ग्रथाह महासागर है, जिसके गर्भ में ज्ञान के असंख्य रत्न छपे हुए 
हूँ । चौबीस अक्षरों का यह महामन्त्र अपने आप में समस्त वेदों 
पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान तत्व संजोए हुए है। इसके एक 
अक्षर में इश्वरीय ज्ञान के ऐसे गूढ़ रहस्य निहित हैं, कि चिरकाल 
से वड़े २ विद्वान, आचाय, ऋषि मुनि, ब्राह्मण और तपस्वी इसकी 
थाह नहीं पा सके हैं । उन्होंने अपनी २ बुद्धि और योग्यता अनुसार 
जितना ही इस महामन्त्र का मन्थन किया है अर्थात्‌ चिन्तन और 
मनन द्वारा इसके ग्रथों और रहस्यों को समझने का प्रयास किया है, 
` उतने ही नए २ अर्थ, नई २ व्याख्याए, नए २ भेद और नए २ भाव 
“प्रकट हुए हे । प्रस्तु गायत्री मन्त्र की व्याख्या करना मुझ अकिचन 
की बुद्धि के सर्वथा परे है । तथापि आप लोगों की जिज्ञासा-तृप्ति 
हेतु अनेक मान्य विद्वानों द्वारा की गई कुछ सारगभित, व्याख्याएं 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। ताकि आप लोग गायत्री मंत्र के परम 
कल्याणकारी, शक्तिदाता, ज्ञान और सुख शान्तिप्रदायक दिव्य ज्ञान- 
तत्वों का थोड़ा सा आभास पा सक । 
॥ SS 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ ग्रथ & 
गायत्री मन्त्र का शब्दाथ तथा भावार्थ 


३% भूर्भवः स्वः, तत्सवितुवंरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । 5 
३५ परखब्रह्मा अर्थात्‌ परमात्मा या ईश्वर जो समस्त विश्व का 
रचयिता और नियन्ता हे । 
भू:-पृथ्वी (भूलोक) ` भुवः--अन्तरिक्ष (आकाश ) 
स्वः-स्वरगं (स्वर्गलोक) तत्‌--वह अर्थात्‌ उस. 
` सवितुः--सूर्ड (भगवान सूर्य नारायण), जो कि महा तेजवान 
प्रकाशवान और < 

वरेण्यम्‌ - उत्तम, श्रेष्ठ भर्गः-तेज. देवस्य-देव का 

धीमहि--ध्यान करता हूं, अथवा धारण करता हूं। 

घियो - बुद्धि को यो-जो नः-हमारी 

प्रचोदयात्‌ -प्रेरित करे । 

अर्थात्‌ - इम पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग, तीनों लोकों में प्रकाश 
फेलाने वाले भगवान सूर्य नारायण के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते 
हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित कर। 

अथ भेद - अनेक विद्वानों ने इस मन्त्र का' शब्दार्थं इस प्रकार 
किया है :-- 

3“- ब्रह्म भू: - शाणस्वरूप भव: -दुःखनाशक 

स्व:--सुखस्वरूप तत्‌--उस सवितुः-तेजस्वी, प्रकाशवान 

वरेण्यं- श्रेष्ठ भरगः-पापनाशक या अज्ञाननाशक 

देवस्य- दिव्य स्वरूप, अथवा देने वाले को, 

धीमहि--धारण करें धियो-बुद्धि यो-जो 

5हैमारी प्रचोदयात्‌ --प्रेरित करे । 

अर्थात्‌-हम उस तेजस्वी, प्राणस्वरूप, दुख और पाप नाशक 

सुख स्वरूप दिव्य-रूप ब्रह्म को धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि 


[ २१ ] 


१० गायत्री मन्त्र के गृढ अर्थ 


को प्रेरणा प्रदान करता है । 

भावाथे -- इस प्रकार भिन्न २ विद्वानों द्वारा भिन्न २ अर्थ लगाए 
गए है, किन्तु शाब्दिक अर्थों के जाल से पृथक रहकर यदि हम इस 
महामन्त्र के भावार्थ में जाएं, तो प्रतीत होगा कि सब अर्थों का एक 
ही भाव है। वह यह कि 'हम उस महाशक्ति पुञ्ज का ध्यान 
(चिन्तन) करते हैं, जिसके शक्ति-प्रकाश से अखिल विश्व का कण २ 
प्रकाशवान हो रहा है और जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग (ब्रह्म को 
प्राप्त करने वाला सत्य व श्रेष्ठ मार्ग) की ओर प्रेरित करता है 
अर्थात्‌ आत्मा को परमात्मा में लीन होने की प्रेरणा देता है। चैकि 
कर्मा के फलानुसार प्रत्येक जीव की आत्मा असंख्य योनियो में जन्म 


' लेने और कर्मफल भोगने के लिए ईश्वरीय विधान अनुसार वाध्य 


होती है, तथा केवल श्रेष्ठ शुभ कर्म करने पर ही वह आवागमन के 
चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो पाती है, अतः हमारी बुद्धि 
को श्रेष्ठ, गुभ धर्म-कर्म करने की प्रेरणा देकर मुक्ति-मार्ग दरशाने 
वाली उस “ब्रह्मशक्ति' का चिन्तन करना ही इस मन्त्र की मूल 
भावना है। १ 

` अव प्रश्‍न उठता है कि उस महाशक्ति का किस स्वरूप में चिन्तन 
किया गया है। सो अपनी २ भावनानुसार किसी ने सूर्य भगवान के 
रूप में ध्यान किया है, किसी ने तेज-स्वरूप ब्रह्म के रूप में, किसी ने 
पु गायत्री के रूप में और किसी ने परमात्मा स्वरूप आत्मा के 
रूप में । सविता सूर्य को भो कहते हैं, सविता ईश्वर को भी कहते 
हैं, सविता गायत्री के लिए भी प्रयाग किया जाता रहा है, तथा 
सविता ब्रह्म की,शक्ति के- लिए भी धर्म ग्रन्थों में आचार्यों द्वारा 
प्रयुक्त ol है । अस्तु यह अनेकार्थी शब्द भावना के अनुसार अनेक 
रूपों में और अनेक प्रकार 'से प्रयुक्त हुआ है, किन्तु गहराई में उतर 
कर यदि विचार किया जाय, तो सवके मूल में भावना एक ही पाई 
जाती है, अर्थात्‌ ईश्वर की अनन्त शक्ति । चूँकि ईश्वर का कोई रूप. 

[ २२ |] 


गायत्री मन्त्र के गुढ अर्थ ११ 


नहीं है, और ईश्वर प्रत्येक जड़चेतन के रूप में हमें दिखाई देता हे, 
उसकी अनन्त शक्ति विश्व के कण र में व्याप्त हे । ईश्वर को किसी 
ने देखा नहीं, किन्तु वह अन्धे को भी प्रतिक्षण दिखाई देता हे, ऐसी 
लक्ष्य-अलक्षित महाशक्ति का चिन्तन-आराधन अपनी २ भावना, 
श्रद्धा और विश्वास के अनुसार प्रत्येक मनुष्य करता है । 
'सूर्य' परमात्मा की एक ऐसी शक्ति के रूप में हमें दिखाई दे रहा: 
है, जो संसार के प्रत्येक जड़-चेतन को प्राण देता है, जीवन देता है, 
सृष्टि का पालन करता है, सबका कल्याण करने वाला है | यदि एक 
क्षण के लिए भी सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाय, उसकी शक्ति 
नष्ट हो जाय, तो सारी सृष्टि का महाविनाश हो जाय । अस्तु 
परमात्मा की उस दिव्य-शक्ति का, उस विश्व पालक कल्याणकारी 
स्वरूप का वास्तविक दशन हमें 'सूयं' के रूप में होता है, अस्तुं असंख्य 
जन सूर्य को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर वन्दना करते हैं। 
यद्यपि मनुष्य की बुद्धि आत्मबल को पहिचान चुकी है, और इसी 
लिए उसकी कल्पना सूर्य से भी ऊपर उस महाशक्ति (परमात्मा) तक 
भी पहुच चुकी है, जो ऐसे कई सहस्र ब्रह्याण्डो और सूर्यो का रच- 
यिता, नियामक, निर्देशक तथा पालक है, तथापि वह अजन्मा, अरूपा, 
द्रष्टा, अकल्पनोय, अगम्य और अनन्त होने के कारण मनुष्य मात्र 
की बुद्धि से परे है। इसलिए मनुष्य ने उसको शक्ति के एक ग्रंश- 
रूप सूर्य' को ही उसका प्रतीक मानकर (जोकि हमें आँखों से प्रत्यक्ष 
दिखाई दे रहा है) उसकी स्तुति, आराधन और चिन्तन किया 
“जसे कि रात्रिकाल में आजकल शहरों में विजली के प्रकाश से 
घर २ गली २ प्रकाशित होती है, उस बिजली का ध्यान करते हुए 
प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बिजली का जगमगाता हुआ बल्व या 
ट्यूब (1००८ 1201) उभर आतो है । उस बिजली को शक्ति को 
उत्पन्न करने वाले जनरेटर अथवा जिस पानी से जनरेटर बिजलो 
पैदा करता है, उस पानी, नदी, जलाशय या बाँध को कल्पना 


00000” 


१२ ( गायत्री मन्त्र के गृढ अर्थ 


सामान्यतः कोई नहीं करता । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने वह्‌ बिजली 
की शक्ति उत्पन्न करने वाला यन्त्र (जनरेटर) अथवा वह बाँध 
जलाशय और उद्गम स्थल देखा नहीं होता । उसने तो जलते हुए 
बल्व या ट्यूब के रूप में ही बिजली की शक्ति को देखा है, अस्तु वह 
विद्य त-शक्ति का प्रतीक उसी को मानता दै, और सामान्यतः उसी 
की कल्पना करता है । यूं जव वह गहराई में उतरकर विचार करता 
है, तो सोचता व कल्पना करता है किइसी विजलीकी शक्ति से 
बड़ी २ मशीनें चलती हैं, कल कारखाने चलते हैं, रेले दौड़ती हैं 
रेडियो और टेलीविजन चलते हैं । इन सब में भी बिजली की ही 
शक्ति दिखाई देती है, फिर वह यह भी जानता है, कि इस बिजली 
का उद्गम-स्रोत दूर किसी बाँध या नदी जलाशय आदि पर हैं, 
किन्तु उसकी बुद्धि जितनी ही गहराई में उतरती जाती है, नए २, 
प्रश्‍न सामने आते जाते हैं, कि उस जलाशय के जल में वह शक्ति. 
कहाँ से आईं ? जल क्या है? जल में वह शक्ति किस प्रकार छ 


> 


हुईं है? जल तो हमें जीवन देता है, उसे हम नित्य पीते हैं. बिना जल 


वाली विनाशक शक्ति भी इसमें है 
होते जाते हैं और अन्त में हेम इसी निष्कर्ष पर पहु चते हैं, कि सूर्य 


भी परमात्मा की ही शक्ति का एक अंश है, विद्युत भी उसी की 
अनन्त शक्ति का एक अंश रूप टि | 


उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ही 
२ 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ १३ 


ने इन सभी को देवता अर्थात्‌ पूजनीय मानः है, यानी ये सव उसी 
महाशक्ति के प्रतीक-रूप हैं, और अपनी २ श्रद्धा भावना अनुरूप हम 
उसका किसी भी रूप में चिन्तन करें, ध्यान अवश्य करें । चूँकि वे 
जानते थे कि एक सामान्य मनुष्य के लिए विना किसी ऐसे सगुण 
स्वरूप को प्रतीक मानें, जिसे न वह देख सके, न सुन सके. न स्पर्श 
कर सके और न मूँघ सके, अथवा न ही चरू. सके अर्थात्‌ अपनी 
इन्द्रियों द्वारा जिसका आभास न पा सके, ऐसे प्रतीक विना निर्गुण 
रूप ब्रह्म का चिन्तन करना वडा दुष्कर है, इसीलिए परमात्मा के 
प्रतीक स्वरूप अगणित देवताओं का सगुण और साकार झेप में वर्णन 
किया गया है । उपरान्त किसी ने परमात्मा को पिता रूप में समभा, 
किसी ने माता रूप में उसके वात्सल्य को अनुभूति की । किसी ने 
दास बनकर उसे स्वामी के रूप में माना, तो किसी ने सखाभाव से 
उसे मित्र के रूप में जाना। किसी ने पति के रूप में उसे अपने 
अन्तस्तल में छुपा हुआ अनुभव किया, तो किसी ने छोटे से बालक 
के रूप में उसकी कल्पना कर उसे पुत्रवत्‌ स्नेह किया । किन्तु सच्ची 
भावना से जिसने जिस रूप में उसे माना, वह घट २ वासी अन्तर्यामी 
ब्रह्म” उसे उसी रूप में प्राप्त हुआ । $ 

कहने का तात्पर्यं यह, कि गायत्री मन्त्र के भिन्न २ विद्वानों द्वारा 
भिन्न २ अर्थ किए जाने पर भी उसके मूल में एक ही भाव छुपा हा 
है । ईश्वर का ध्यान करना, उसकी उपासना करना, उसका, कृतज्ञ 
होना, उसका अनुसरण करना, उसके अनुकूल रहना आर अन्त में 
उसे प्राप्त करना अर्थात्‌ उसी में लीन हो जाना और चूँकि वह 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, अर्थात्‌ उसमें लीन होकर ही जीव मात्र की 
आत्मा को सच्चा सुख और शान्ति प्राप्त होती है, आवागमन के 
चक्र में भटकने से मुक्ति मिलती है, जन्म-मरण आर कर्म-वन्धन से 
वह तभी छूट पाती है अन्यथा वह अपने समग्र रूप (परमात्मा) से 
विलग रहकर भटकती ही रहती है । । 

[ २५ ] : 


१४ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर विचार कीजिए--आज हम 
सब यह जानते हैं कि हमारी यह पृथ्वी करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य का 
ही एक अंश थी और जब उससे विलग होकर अनन्त अन्तरिक्ष में, 
सूर्य से करोड़ों अरबों मील दूर आ पड़ी, तो घोरे २ उसकी 
ज्वलन-शक्ति क्षीण होती गई, वायु, जल आदि क संसग से इस पर 
वनत्पतियो का जन्म हुआ, फिर कालान्तर में इस पर, प्राणधारी 
चैतन्य रूप जीवों का जन्म हुआ, और असंख्य अगणित जीवों में' से 
एक 'बुद्धितत्व' से युक्त श्रेष्ठ जीव. मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी हम 
सव संतति हैं, और उस मनुष्य ने बुद्धि बल तथा आत्मबल द्वारा 
प्रभु को इस रचना के विषय में इतना ज्ञान अजित किया । यद्यपि 
यह्‌ ज्ञान भी अत्यल्प, एक विन्दुमात्र और नगण्य ज्ञान-मात्र है, 
तथापि अन्य जीवों की तुलना में कितना श्रेष्ठ है। पशुओं को, 
पक्षियों को, जलचरा को भला इतना भी ज्ञान कहाँ प्राप्त हो सका - 
है, जो कि वे अपने सृजन कर्ता प्रभु की अद्भुत लीला का आभास 
भी पा सक । ऐसे प्राणधारी जीवों और जड़ पदार्थों से युक्त यह 
पृथ्वी आज करोड़ों वर्ष उपरान्त भो सूर्य के चारों ओर निर्वाध गति 
से परिक्रमा कर रहो है, जेंसा कि आज विज्ञान द्वारा . सिद्ध हो चुका 
है, आखिर ऐसा क्यों ? फिर विज्ञान ने यह भी सिद्ध कर दिया है | 
कि चन्द्रमा लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से टूटकर अन्तरिक्ष में 
अलग जा पड़ा, इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर निरन्तर रूप 
से चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही श्रौर नी न जाने कितने छोटे २ 
नक्षत्र हैं, जो कि वड़े २ नक्षत्रों से टटकर पृथक हुए ओर तभी से 
उन्हीं क चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, जिनसे वे टूटकर पृथक 
हुए हैं आखिर ऐसा क्यों है ? 
इस प्रश्‍न का एक ही समाधानकारक उत्तर है, कि विश्व का या 
कि ब्रह्माण्ड का प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ जिस पदार्थ का अंश होता 
है, उसके साथ उसका एक विशेष आकर्षण शक्ति द्वारा सामञ्जस्य 


INE] 


१ 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ १५ 


अथवा सम्वन्ध स्थापित रहता है और उस आकर्षण के कारण'ही 
वह उसी की ओर आर्कापत रहता है । सृष्टि की रचना में यह एक 
प्राकृतिक-नियम के रूप में विद्यमान है। यही नियम चेतन जीवों में 
भी मूल रूप में दिखाई देता है। बालक जव किसी स्त्री के शरीर से 
जन्म लेता है, तो बुद्धि विकास होने तक वह केवल अपनी मां को ही 
स्वाभाविक रूप से पहिचानता और उसी की ओर आकर्षित होता 
है । इसी प्रकार गाय का बछड़ा अपनी माता गाय के प्रति और शेर 
का वच्चा अपनी माता सिहनी के प्रति अर्थात्‌ प्रत्येक जोव अपनी 
जन्मदायिनी मां के प्रति सहज स्वाभाविक प्रम और आकर्षण से 
जन्म से ही युक्त हाता है, जिसके शरीर से उसने जन्म लिया है, 
जिसके शरीर का वह अंश है । अन्यो को तो वह कालान्तर में बुद्धि 
विकास द्वारा ही जान पाता है । किन्तु अपनी मां के स्पर्श, गन्ध 
वात्सल्य आदि का वोध उसे नितान्त अज्ञानावस्था में भी होता है। 
चाहे उसे प्रकट करने की क्षमता उस समय उसमें भले न हो । 
इसी प्रकार जीवमात्र की आत्मा, प्राणिमात्र के प्राण, चेतन मात्र 
की चेतन-शक्ति कुछ भी कह लीजिए, उस परमात्मा, उस महाप्राण 
उस महार्चेतन्य प्रभु के प्रति सृष्टि के उसी नियम के अन्तर्गत एक 
सहज स्वाभाविक आकर्षण शक्ति द्वारा जन्म-जन्मान्तरो तक, लाखों 
करोड़ों वर्षों तक भी, सम्बन्धित रहती है । वह निरन्तर उसी के 
चारों ओर अर्थात्‌ उसी को पाने के लिए, उसके साथ एकाकार होने 
के लिए, छटपटाती रहती है, व्याकुल रहती है और जव उसके साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लेती है, तभी उसे सच्ची शान्ति, सच्चा सुख 
और सच्चे आनन्द को अनुभूति होती है। 
किन्तु ईश्वर की इस अद्भुत सृष्टि क कुछ औरू भी नियम हैं 
` जिनके अनुसार प्रत्येक जीव को अपने २ कर्मो के अनुसार भिन्न २ 
योनियों में जन्म लेकर कर्मो के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं और 
उसकी आत्मा उन ईश्वरीय नियमों के कठोर ' वन्धनों से विवश हो 
[ २७ |] 


~ 


१६ गायत्री मन्त्र के गृढ़ अर्थ 


यूँ ही जन्म २ तक भटकती ग्रौर छटपटाती रहती है । तनिक कल्पना 
कीजिए आत्मा की उस ग्राकुलता की स्वयं को उसके स्थान पर रख 
कर । यदि आप अपने घर तथा स्वजनों से दूर परदेश में एक गाँव 
से दूसरे गांव भटक रहें हों, आजीविका साधन अथवा किसी 
अन्य प्रकार की विवशता या दवाव के कारण आप अपने 
घर न पहुच सकते हों और ग्रापके मन में हर समय यही इच्छा 
या लगन रहती हो कि कव' मैं अपने घर, अपने माता-पिता, भाई 
बहिन अथवा पत्नी पुत्रादि क पास पहु चूं, तो उस समय उस 
विवशता की स्थिति में अपनी मनोदशा कैसी होगी ? कितना दुख 
अपना मन अनुभव करेगा ? किस प्रकार अपना मन छटपटा २ कर 
रह जायगा ? ठीक उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के पास 
पहु चने के लिए भ्रकुलाती है । 

ग्रात्म-ज्ञान ब्रह्मज्ञान ग्रथवा अध्यात्म ज्ञान तो भ्रति सूक्ष्म और 
अति विशद्‌ ज्ञान है जो कि जीव को परमात्मा के साथ एकाकार 
होने का मार्ग दर्शाता है किन्तु यहाँ आत्मा और परमात्मा का 
सम्बन्ध, ईश्वर की सृष्टि की रचना, प्रकृति के नियम और ईश्वरीय 
“शक्तियों के वारे में मोटे तौर पर आपको वोध कराने का प्रयास- 
मात्र किया गया है, ताकि पुस्तक के मुख्य विषय, गायत्री की शक्ति, 
उपासना क महत्व और उपल़व्धियों आदि के बारे में ठीक प्रकार 
से तत्व ग्रहण कर 'सके । 


गायत्री मन्त्र के गृढार्थ 


आचार्यों और महषियों का मत है कि इस सृष्टि की रचना से पूव 
अखिल ब्रह्माण्ड में केवल एक ही अनहद नाद गुङजायमान हो रहा 
था, वह था--'ॐ । अस्तु सृष्टि रचना के उपरान्त जब ब्रह्मशक्ति 
गायत्री ने वेदों की रचना की तो शब्द रूप में परमात्मा की आदि 
शक्ति ॐ को ही ग्रहण एवम्‌ स्वीकार किया, क्योंकि यही परमात्मा 
का स्वयंसिद्ध और स्वयं प्रकट नाम है। इसीलिए हमारे पूर्वज 
ऋषि मुनियों ने इस '३४ को ही सब मन्त्रों का आधार और हेतु 
माना है ! इस उकार को ही प्रणव कहा है। इस प्रणव '३%' 
सात व्याहूतियां उत्पन्न हुई और उन व्याहूतियों से ही वेद उत्पन्न 
हुए । भूः भूवः, स्वः ये तीन महाव्याहतियां मानी गई हें। महः, 
जनः, तपः और सत्यम्‌ ये चार अन्य व्याहृतियांँ हैं । 

3 इस ब्रह्म रूप प्रणव की महिमा धर्म ग्रेन्थों में अनेक प्रकार 
से वर्णन की गई है यथा-- 

यजुर्वेद में लिखा है--'३% स्मर! 

अर्थात्‌--3ॐ का स्मरण करो । 

३ स्मरणात्‌ कीर्तेनाद्वापि श्रवणाच्च जपादपि । 
ब्रह्म तत्प्राप्यते नित्यं मोमित्ये तत्परायणः । 

अर्थात्‌-ॐ के स्मरण, कीर्तन, श्रवण तथा जप से मनुष्य उस 
परब्रह्म को प्राप्त होता है, अस्तु नित्य ॐ में परायण रहे । 

सहापि वेदव्यास जी ने कहा है-- 

प्रणव मन्त्राणां सेतुः’ 

अर्थात्‌--प्रणव ३७ मन्त्रों को पार करने के लिए अर्थात्‌ सिद्धि 

के लिए पुल के सदृश है । 


[MS hr USS 


१८ गायत्री मन्त्र के गुढ अर्थ . 


आचार्यो और विद्वानों ने इस “३४” प्रणव के १९ अर्थ वर्णन किए 
हैं, जो इस प्रकार हैं:-- 


१ संसार सागर से रक्षा करने वाला, (रक्षण) 
२ सर्वकाल में समष्टि नियति का ज्ञाता (गति) 
३ निखिल विश्व को प्रकाश देने वाला | (कान्ति) 
४ भक्तों से प्रेम करने वाला ग्रानन्दरुवरूप (प्रीति) 
५ भक्तों को तृप्ति देने वाला शान्तस्वरूप (तृप्ति) 
६ जीवमात्रु के विचारों को सदा सर्वदा जानने वाला 

(अवगम ) 


७ सुक्ष्म आत्म-स्वरूप से सब प्राणियों में प्रवेश करने वाला 
(प्रवेश ग्रवति) 
५ सूक्ष्मतम तथा गुप्ततम शब्दों का श्रोता (श्रवण) 
& समस्त चराचर विश्व का शासक तथा स्वामी (स्वाम्यर्थ ) 
१० समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, सवकी याचना का लक्ष्य (याचन) 
११ समस्त क्रियाओं का संचालक (इच्छाक्रिया) 
१२ स्वयं इच्छा रहित किन्तु सबकी शुभेच्छाओं का प्रकाशक 
(इच्छति ग्रवति) 
१३ ज्ञान और विद्या का तेज स्वरूप प्रन्धकार नाशक 
(दीप्ति ग्रवति दीप्यति) 
१४ अप्रतीत एवम्‌ इन्द्रियातीत होने पर भी ग्रण्‌ २ में व्याप्त 
होने के कारण शुद्ध अन्तःकरण में स्वस्वरूप प्रदर्शक (वाप्ति) 
१५ सर्व व्यापक और सर्वज्ञ होने वाला (आलिङ्गन) 
१६ धर्मावलम्वियों के अज्ञान का नाशक स्वरूप (हिंसा) 
१७ सुखदायक पदार्थो को भोग करने की बुद्धि देने वाला (दान) 
१८ प्रलय काल में स्थूल जगत को अपने में लीन करने वाला 
(भोग) 


MBE 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ १९ 


१९ सृष्टि काल में सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल पथ पर लाने वाला 
: (वृद्धि) 
इस प्रकार उक्त १९ अर्थो से युक्त प्रणव ॐ का जप करने से | 
उक्त १९ इंश्‍वरीय गुणों का लाभ प्राप्त होता है, अर्थात्‌ मनुष्य की . 
आत्मा इंश्वरीय गुणों से संयुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो ब्रह्म में हो 
लीन. हो जाती है । hl 
भु: भुवः स्व:--ये तीन महाव्याहृतियां हे, जो अति गूढ़ रहस्यों से 
परिपुर्ण हे, विद्वानों तथा मनीषियों ने जितना ही अधिक मनन ओर 
चिन्तन किया, उतने ही गूढ़ अर्थ उनके बुद्धि-पटल पर प्रकट हुए '। 
यथा--भु: भ्रुवः स्व:-- पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग । (तीन लोक) 
-न्रह्मा, विष्णु और महेश (तीन देव) 
~ उत्पादक,पोषक व संहारक (तीन शक्तियां ) 
¬सत, रज और तम (तीन गुण) 
सत्यम्‌, शिवम्‌, ` सुन्दरम्‌ . (तीन रूप) 
अग्नि वायु, जल (तीन तत्व). 
ब्रह्म, प्रकृति, जीव (तीन स्वरूप) 
- “भूत, वर्तमान, भविष्य ( त्रिकाल) 
तथा ऐसी ही. न जाने कितनी त्रिकों के साथ गायत्री महामंत्र | 
. की इन तीन महाव्याहृतियों का गूढ़ सम्बन्ध है जो हमें परमात्मा के 
रूपों गुणों और शक्तियों .का बोध कराते हुए उसके स्वरूप को 
जानने और समभे की प्रेरणा देता है। गायत्री महामंत्र में इन . 
तीनों महाव्याहतियों के समावेश से ही हमें इस ज्ञान का बोध होता 
है, कि गायत्री ब्रह्म की ही शक्ति अथवा स्वयं ब्रह्म’ है, तीनों लोकों 
की अधिष्ठात्री है, उसमें ईश्वर की तीनों शक्तियां सन्निहित हे, 
त्रिकाल दर्शी दृष्टि रखती है, अग्नि वायु जल तीनों आवश्यक तत्वों 
को प्रदान करने वाली है, सत्य, कल्याणकारी और सुन्दर रूपिणी है, 
रह्म, प्रकृति और जीव 2 रूपों में व्याप्त है इसीलिए स्वयं. 
३१ | । 


२० . गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गायत्री के उपासक हे । 

गायत्री शब्द का अर्थ है-प्राणों की रक्षा करने वाली । प्राण- 
शक्ति के बिना जड़ चेतन सब अस्तित्व हीन हैं, अस्तु सबकी प्राण- 
शक्ति की रक्षा करने वाली आदि शक्ति गायत्रा की सब उपासना 
करते हें । ॒ 
“तत्‌'--शब्द का अर्थ उस या वह है, जो कि इस महामंत्र में _ 
परमात्मा की ओर संकेत करता है । चूंकि परमात्मा की महिमा, . 
स्वरूप, गुण, शक्तिः अवर्णनीय और शब्द शक्ति से परे है, इसलिए 
उसका भ्रपूण वणन न करते हुए केवल 'तत्‌' शब्द द्वारा उसकी श्रोर 
संकेत किया गया है । उसके पूर्ण और यथार्थ गुण स्वरूप का दिग्दर्शन 
तो आत्मा को, तभी प्राप्त होता है, जबकि वह परमात्मा में लीन 
होती है। इन्द्रियों तथा बुद्धि तत्व की शक्ति से सर्वथा परे वह सर्व 
शक्तिमान परमात्मा जैसा है, आत्मा स्वत: उसके स्वरूप को प हचातें 
और जाने । ३० तत्‌ सत्‌ ये परमात्मा के तीन नाम गीता में कहे गए. 
हैं, उसके अनुसार भी तत्‌ ब्रह्म का ही रूप है, उसी का नाम है 
और उसी के लिए प्रयुक्त होता 

सवितुः-सविता का सामान्य भ्रर्थ सूयं है, किन्तु सूर्य के रूप में 
तो हमें इश्वर की अनस्तर्शाक्ति का, उसके अलक्ष्य तेज और प्रकाश 
का तथा उसकी प्राणदायिनी, कल्याणकारी, और पोषक शक्ति का 
एक श्रल्पांश ही दृष्टिगोचर तथा आभासित होता है, किन्तु सूयं पूण 
सिविता नहीं, वरन्‌ सविता का प्रतीक मात्र है । गायत्री महामंत्र 
में ईश्वर के सविता रूप का इसीलिए चिन्तन किया गया है कि 

हम अपना अनन्त तेज और ज्ञानरूपी प्रकाश प्रदान करे । वेदों 
उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि में 'भगवान सविता” को साक्षात 
परब्रह्म माना गया है, और सूर्य को भी परमात्मा का ही आंशिक 
स्वरूप मानकर उपासना की गई है । 

बरेण्यं-का शब्दार्थे श्रेष्ठ अथवा उत्तम है, जो वरण करगे 

710 ES 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ | २१ 


अर्थात्‌ धारण करने योग्य हो । इश्वर की अद्भूत सत्ता में सत्‌ और 
असत्‌ दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान हें, अस्तु जो श्रेष्ठ तत्व हें, 
सत्‌ अर्थात्‌ परमात्मा की ओर, सन्मार्ग की ओर अभिमुख करने 
वाले हें और धारण करने योग्य हैं उन्हीं की ओर हमारी अभिरुचि 
तथा प्रयत्तों को प्रेरित करने के लिए ही वरेण्यं शब्द का प्रयोग 
इस महामंत्र में किया गया है, ताकि भगवान सविता रूप गायत्री 
हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान को ऐसा पवित्र, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ 
बनाएँ, कि हम श्रेष्ठ तत्वों को हो ग्रहण या धारण करे । 
._भर्ग:--भर्ग' वह ईश्वरीय शक्ति कहलाती है, जो कि हमारे मन 
के विकारों और पापों का नाश करती है, तथा बुद्धि पर छाए हुए 
अज्ञानांधकार को दूर करती है। परमात्मा की इस शक्ति की भी 
हमें उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी कि वरेण्यं की अर्थात्‌ 
. श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण करने के साथ असत तत्वों बुराइयों और पापों 
को त्याग करने का विवेक भी हो, तभी हम सन्मार्ग पर चल सकते हेँ। 
यदि बुराइयों का परित्याग न किया जाय, तो वे शीघ्र ही मन को 
चलायमान करके सत्‌ गुणों को नष्ट कर डालतो हैं, अस्तु बुराइयों 
को समूल नष्ट करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि 
अच्छाइयों को धारण करना, और श्रेष्ठ कत्तेव्यो का पालन करना । 
गायत्री मंत्र में इन दोनों ही प्रकार की शक्तियों का आह्वान किया 
गया है । 

देवस्थ- अर्थात्‌ दिव्य स्वरूप को, अलौकिक को, दैवी गुणों वाले 
को । चंकि सामान्य सांसारिक मनुष्य वासनाओं, स्वार्थो और 
अज्ञानताओं में फंसा रहता है, प्रतिक्षण दूसरों का धन ऐश्वर्य आदि 
छीनने के प्रयत्न में ही लगा रहता हैं किन्तु देवता स्वरूप अलौकिक 
प्राणी प्रतिक्षण दूसरों को अपना सर्वस्व देकर भी उसका कल्याण 
करना चाहता है, परोपकार की भावना से ओत-प्रोत रहता है, वे 
सांसारिक सुख-भोगों को प्राप्त करने १ न तो इच्छा ही रखते हे, 

* [| ३३ i 


२२ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


आर न ही उनसे तृप्त वा सुखी होते हैं उनको सच्ची शांति और 
सुख तो परमार्थ परोपकार और दीन-हीन प्राणियों की सेवा करने 
ही से प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र में परमात्मा से यही प्रार्थना 
की गई है कि वह हमें अलौकिक और दिव्य भावनाएं तथा गुण 
प्रदान करे, देवत्व प्रदान करे, उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करे, ताकि वह 
सांसारिक संकीर्णताओं, पापों, कुविचारों और स्वार्थान्धता से 
निकलकर महानता प्राप्त कर्‌ सके । 
धीमहि--धीमहि का अर्थ है धारण करना । अर्थात्‌ मन वचन 
और कर्म से उसे ग्रहण करना । पूर्व शब्द देवस्य द्वारा जिस देवत्व को 
प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गईं है, उस देवत्व को मन वचन 
और कर्म रूप से धारण करने की क्षमता, उसको व्यवहारिक रूप से 
अपनाने की योग्यता प्रदान करने की याचना की गई है। यदि किसी 
कंगाल, को ईश्वर धन तो अपार दे दे, किन्तु उसके सदुपयोग की 
बुद्धि न दे, तो वह ईंश्वर-प्रदत्त धन उसके लिए कल्याणप्रद न 
होकर अध: पतन का ही कारण हो जायगा । अस्तु प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु 
अथवा गुण को प्राप्त करने के साथ-साथ उसका व्यवहारिक 
सदुपयोग करने का विवेक भी होना आवश्यक होता है । गायत्री 
मंत्र मे धीमहि शब्द द्वारा देवी गुणों को धारण करने और व्यव 
म सदुपयोग करने की क्षमता. प्रदान करने की प्रभ्‌ से प्रार्थना की 
गई है । 
धीमहि का शाब्दिक अर्थ ध्यान करना भी होता है । अनेक 
विद्वानों ने यही अर्थ लगाया है, किन्तु उसमें भी भावार्थ वही 
हुआ है । जिस वस्तु का निरन्तर ध्यान किया जाता है, वह मन में 
जम जाती है, मन में जम जाने पर उसकी रुचि, इच्छा और चेष्टाएं 
उसी को प्राप्त करने में लग जाती हैं, अस्तु मन वचन आर कर्म 
तीनों द्वारा वहं उसे ही पाने के लिए सचेप्ट रहता है और इस प्रकार 
प्राप्त होते पर वह मन वचन और कर्म द्वारा उसका सदुपयोग भी 


॥. है | 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ २३ 


करता है। तो वस्तुतः ध्यान ही प्रत्येक विचार, भाव, गुण अथवा 
कर्म का बीज स्वरूप है और उसकी सफलता अथवा प्राप्ति ही फल 
है । तात्पर्यं यह कि जैसा आप ध्यान करेंगे, वेसा ही फल (परिणाम) 
सम्मुख आएगा । 'देवस्य' का ध्यान करने पर 'देवत्व' ही हमारे मन 
वचन और कमें में प्रतिफलित होगा । 

घियः-'धी' का अर्थ है बुद्धि । बुद्धि आम वोलचाल में तो 
दिमाग के तेज होने को रहते हैं, किन्तु साहित्य में यह अर्थ का 
अनर्थ है । मक्कार, चालाक, धूर्त लम्पट, धोखेवाज, व्यक्ति दिमाग 
के तो बहुत तेज हो सकते हैं और उसके द्वारा दूसरों का धन हड़पकर 
करोड़पति भी बन जाते हैं, किन्तु वे बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते । 
बुद्धि तत्व उस श्रेष्ठ ज्ञान विवेक को कहते हैं, जो कि मनुष्य के 
मस्तिष्क को ' उत्तम मार्ग और उत्तम कार्यों की ओर ले जाता है । 
गायत्री महामंत्र में उसी सद्वुद्धि तत्व की ओर संकेत किया गया 
है, कुबुद्धि की ओर नहीं । पवित्र, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और परमार्थी सात्विक 
बुद्धि को ही 'धी' अर्थात्‌ बुद्धि माना गया है। | 

यो-(यः) इसका अर्थ है 'जो'। यह शब्द ईश्वर के लिए 
सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया है । गायत्री मंत्र द्वारा दैवी गुणों ' 
को प्राप्त करने के लिए उस परब्रह्मा परमात्मा से प्रार्थना की गई 
है। कंसा स्वरूप है उस परमात्मा का ?--जो' भूर्भूवः स्वः है 
तत्सवितुव॑ रेण्यं है, भर्गः देवस्य है । उसी परमात्मा की ओर संकेत 
करते हुए यः शब्द का प्रयोग किया गया है । yn: 

न:--इस शब्द का अर्थ है-ह्मारा या हम लोगों का । न: शब्द 
वहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता हे । इसका अर्थ है कि गायत्री मंत्र 
का उच्चारण करने वाला केवल अपने लिए ही नहीं, प्रत्युत मानव 
मात्र के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है । प्राणीमात्र का कल्याण 
चाहता है । इश्वर से जो कुछ स्वयं प्राप्त करना चाहता है, वही अन्य 
सबके लिए प्राप्त करना चाहता है। सव सन्मार्ग पर चलकर, धर्मा- 

ME (1 


२४ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


चरण करके प्रम सुख व शांति को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त 
करें । कितनी सुन्दर और कल्याणकारी भावना है ! 

प्रचोदयात--इसका अर्थ है प्रेरित करना, उत्साहित करना, 
बढ़ाना । इस शब्द द्वारा हमारे पूर्वज मनीषियो का आत्मगौरव 
प्रकट होता है, कि वे आत्म-सम्मान की भावना से नितान्त हीन 
कदापि न ये। इश्वर से भी वे पतित होकर याचना नहीं करते थे, 
वरन्‌ परमेश्वर को अपना पथ-प्रदर्घेक श्रौर संरक्षक समभकर ही 
केवल यह याचना करते थे, कि वह उनकी बुद्धि को प्रेरित करे, 
ताकि वे स्वयं उन सत्‌ गुणों और धर्मो को अपना कर देवत्व या 
ईश्वरत्व प्राप्त कर सकें । वे ऐसी कामना या याचना कभी न करते 
थे, कि हे प्रभू, हमें ऐसे ही ले जाकर स्वर्ग का राजा बनाकर बिठा दे 
आर संसार कें समस्त मुख ऐश्वर्य का ढेर मेरे ही चारों ओर लगा 
दे ।' वे तो सदेव प्रभु को गुरु की भांति मानकर उससे सद्ज्ञान, 
सद्वुद्धि, सत्प्रेरणा स॒द्गुणों को प्रदान कर अपने आशीर्वाद द्वारा उसे 
इस योग्य बनाने की प्रार्थना करते थे, कि वे विश्व के समस्त ऐश्वयं 
को तृणवत्‌ तुच्छ समभकर त्याग सके, और परमात्मा की भक्ति व 
प्रेम को प्राप्त कर आत्मा का सच्चा सुख व शांति प्राप्त कर सके । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन शास्त्रों में आचार्यों ने गायत्री 
मंत्र के भिन्न-२ गुढार्थ निकाले हूँ, जिनको संक्षिप्त रूप में भक्तजनों 
के ज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 

१. ब्रह्म पुराण में गायत्री मंत्र का ग्रथ इस प्रकार किया गया है :- 
भुः-से पृथ्वी लोक, भूवः-े अन्तरिक्ष तथा स्वः से स्वर्ग लोक 
तत्‌-मे तेजस्‌ और तेजस्‌ से अग्नि देवता समक । 
सवितु:-का अर्थ है सविता, जिसे आदित्य कहते हें । 
वरेण्य-श्रर्थात्‌ ग्रन्न वरेण्यं, जिसका अर्थ है प्रजापति । 
भगं-अर्थात्‌ अप और जो अप हैं वही सव देवता हैं । 

*  देवस्य-जो देव है वही पुरुष है, उसी को विष्णु कहते हैं । 
"+ !.] जैक 1. 


१ 
$ 


> 


गायत्री मन्त्र के गुढ अर्थ २५ 


धीमहि-ऐश्वर्य को कहते हैं ग्रौर ऐश्वर्य है वही महेश्वर है । 
धी-का अर्थं प्राण है और जो प्राण है वही वायु है । 
यः-का अर्थ आध्यात्मिक है, 
नः-का ग्रथ पृथ्वी हे जो कि इसकी योनि का आधार है । 
प्रचोदयात्‌-इस लोक में कामना करना ही प्रचोदयात्‌ है । 

२. स्कन्द पुराण को सूक्त संहिता में गायत्री मंत्र का अर्थ इस 

प्रकार किया गया है :-- 
हमारी बुद्धि तथा विचारों को अन्तर्यामी स्वरूप से शुभ कर्मो 


में जो प्रेरित करे, उसी का हम ब्रत करते हैं । 


समस्त जीवों 'में प्रत्यक्ष आत्मा रूप में विद्यमान 
संविता रूप परमेश्वर का वर्णनीय तेज समस्त प्राणियों द्वारा 
चिन्तनीय है। 

अपनी माया शक्ति द्वारा ब्रह्म शिव रुद्रादि भिन्न-२ संज्ञा वाले 
सूर्यं नारायण के प्रेरक परमेश्वर हैं। उस सूर्य रूपी परमेश्वर की 
हम उपासना करते हैं, यह गायत्री मंत्र का संक्षेप में अर्थ कहा है । 

३. आचार्य सायण ने गायत्री मंत्र का भाष्य इस प्रकार किया है:- 

सविता सब श्रुतियों में प्रसिद्ध प्रकाशमान देव है जो कि सर्व 
्न्तर्यामी के रूप में प्रेरणा देने वाला, जगत का सृष्टा, परमेश्वर 
का आत्मभूत वरेण्य, सब का उपासनीय, जानने तथा भजन करने 
योग्य है । 

अविद्या तथा उसके कायों का भर्जन (नाश) करने कें कारण 
उसे भगे कहते हैं, वह स्वयं ज्योति और परब्रह्म का तेज है । 

जो मैं हुंसो वह और जो वह है सो मैं हुं, ऐसा ध्यान करते हैं । 
अथवा जो सविता (तेजस्वी) बुद्धि को कर्म के लिए प्रेरणा देता है, 
उस सब का प्रसव करने वाले सविता देव के प्रकाशमान सूर्यं सबको 
दिखाई देने के कारण सबके द्वारा उपासनीय, भजन करने योग्य भर्ग 


को, पाप के नष्ट करने वाले तेज मण्डल को ध्येय मानकर, धीमहि 


[ ३७ ] 


२६ - गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


अर्थात्‌ धारण करते 
४. भारद्वाज ऋषि ने गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया 
ट्ट :— 
तत्‌ शब्द दृतीया का एक वचन होने से सूर्य मण्डल में स्थित 
उस अनुपम तेज की ओर संकेत करता है जिसे उपनिषदों में संसार 
की उत्पत्ति, स्थिति और विलय का कारणभूत कहा गया है । 
सविता का ग्रथ है--सग्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला । 
` बरेण्यं का अर्थ हे--वरणीय, प्रार्थनीय । नियमादि के पालन 
करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हों ऐसे निष्पाप पुरुषों द्वारा ध्यान 
करने योग्य । 
भगं शब्द का अर्थ है--भजन करने से पाप का भजंन अर्थात्‌ 
नाश हाता है, किन्तु भा का अर्थ दीप्ति भी होता है, उस धातु से यदि 
भगे बनाया जाता है तो उसका ग्रर्थ तेज होता है । 
देवस्य- वृष्टिदान आदि गुण-युक्त होने से उस आनन्द रूप को 
देव कहते हैं । 
धोमहि--का अर्थ है चिन्तन करना । निगमनिरुक्त विद्यारूपी 
नेत्रों से आदित्य में स्थित जो हिरण्यमय पुरुष है वह मैं हूं, ऐसा 
समभकर चिन्तन करता हूं । 
धियः-यह द्वितीया का बहुवचन है। जो सविता देव का भर्ग 
है उसका हम वरण करते हैं, ध्यान करते हैं । 
यः नः प्रचोदयात्‌-यह तेज हम लोगों की धी' अर्थात्‌ बुद्धि को 
श्रेयष्कर कार्यों की ओर प्रेरित करें । 0 
५. वेदाचायं उव्बट के मतानुसार गायत्री मंत्र का अर्थ इस 
प्रकार है :-- | 
जो सविता देव हमारी बुद्धि, क्रिया और वाणी को शुभ धर्म 
कर्मादि की ओर प्रेरित करता हैं, उस सविता के वीर्य अर्थात्‌ तेज 


का ध्यान करते हैं। अथवा-उस सविता देव के वरणीय भर्ग का ध्यान 


[El 


eg + 


गायत्री मन्त्र के गूढ अर्थ -२७ 


करते हैं जो भर्ग हमारा बुद्धि को प्रेरणा देता है । 
६. याज्ञवल्क्य ऋषि के गायत्रो भाष्य अनुसार : - 
' तत्‌ शब्द से यत्‌ शब्द का बोध होता है । 
'सविता सव भूत तथा सब भावों का उत्पादक है, उत्पादन 
और प्रेरणा करने के कारण ही उसे 'सविता' कहते हैं । 
बरेण्यं --अर्थात्‌ संसार के भय से डरे हुए, मोक्ष की इच्छा रखने 
वालों को, सूर्य मण्डल के अन्तर्गत जो. भगं नामक तेज है वह 
वन्दनीय है । 
भर्ग:--भ्रस्ज का अर्थ है पकाना । सबको पकाने प्रकाशित करने 
और हरण करने के कारण ही उसे भगे कहा गया है । अर्थात्‌ सात 
अग्नि, सप्त किरण और कालाग्नि रखने वाले तथा प्रकाश देने वाले 
रूप के कारण भर्ग नाम पड़ा है। ! 
देवस्य--स्वगं में प्रकाश करने तथा क्रीडा करने के कारण उसका 
नाम (देव पड़ा है जिसकी सब देवता स्तुति करते हैं । 
धोमहि--सविता देव में जो तेज है, जिसे भर्ग कहते हैं, ब्रह्म- 
ज्ञानी उसे ही वरेण्य कहते हैं उसी का ध्यान करते हैं । 
धियो योन: प्रचोदयात--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बुद्धि को 
बार-२ प्रेरणा देने के लिए हम भर्ग का चिन्तन करते हैं । 
७. जगद्गुरु शङ्कराचार्य द्वारा गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार 
किया गया है :--_ FE 
भू: का अर्थ सत्‌ है, भुव:--सब का प्रकाशक, इस व्युत्पत्ति से 
चिद्रूप कहलाता है । स्व: -सुव्रियते (इस व्युत्पत्ति से सबसे प्रथति 
सुख रूप है) । । 
शुद्ध गायत्री जीवात्मा और ब्रह्म की एकता की सूचक है। 
'धियो योनः प्रचोदयात्‌ “अर्थात्‌ हमारी बुद्धि को प्रेरणा देती है, तथा 
जो अन्त:करण की प्रकाशिका तथा सर्व साक्षी है उसे प्रत्यगात्मा 
कहा जाता है। उस प्रचोदयात्‌' शब्द से आत्मा स्वरूप भूत 
| eS 


२८ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


परब्रह्म का 'तत्‌ सवितु: आदि पदों से कथन किया गया हे । 
यहाँ “32 तत्सत्‌' इस पद से ब्रह्म के तीन स्वरूपों का वर्णन 


किया है । तत्‌ शब्द स्वतः सिद्ध सब भूतों में स्थित परब्रह्म के लिए 


कहा जाता है। सविता, सृष्टि, स्थिति, प्रलय लक्षणों वाले सब 
प्रपञ्च के, समस्त द्वैत भ्रम के अधिष्ठान हैं । 
वरेण्यं- “सवै वरणीयम्‌ निरतिशय एवं आनन्द रूप हे । 
भग--अविद्या रूपी दोष को नष्ट करने वाला ज्ञान रूप है । 
देवस्य--सब का प्रकाशक अ्रखण्ड आत्मा एवम्‌ रस वाला देव 
है। सवितुर्देवस्य' यहाँ षष्ठी है, सम्बन्धकारक है । राहो: शिरो: 
की भांति औपचारिक है। बुद्धि से सब पदार्थों का साक्षी रूप जो 
मेरा स्वरूप है वह सबका अधिष्ठान है। उस परमानन्द, सवे ग्रनथे 
रहित, स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं । 
समान अधिकरण होने से एक रूपता है। इस प्रकार सब 
का साक्षी जीवात्मा ब्रह्म के साथ तादात्म्य होने के कारण एकत्व 
है । ग्रस्तु गायत्री महामंत्र सर्वात्मक ब्रह्म का बोध कराने वाला है । 
इस प्रकार विद्वान पाठकों ने गायत्री मंत्र के विविध प्रकार के 
अर्थ भली प्रकार समझ लिए होंगे । इन अर्थों पर तथा गायत्री मंत्र 
के एक-२ शब्द पर जितना ही विद्वान लोग चिन्तन करते हैं, उतना 
ही वे उसकी आध्यात्मिक ज्ञान-गहनता में उतरते चले जाते हैं और 
भांति-२ के गुण-रत्न उन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसा गूढ़ रहस्यों, तत्वों 
शक्तियों, अर्थों से भरा यह महामंत्र इसीलिए मंत्रराज माना जाता रहा 
है तथा विद्वानों की इस धारणा की पुष्टि करता है कि यह अद्भुत 
अलौकिक मंत्र सचमुच ही स्वयं ब्रह्मा जी के श्री मुख से उद्घोषित 
हुआ है। इस मंत्र के एक-२ शब्द में इतना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, कि 
समस्त वेद, पुराण, उपनिषद्‌ और शास्त्रों का सम्पूर्ण ज्ञान तत्व रूप 
में इस महा मंत्र में सन्निहित है । इसीलिए इस मंत्र की अधिष्ठात्री 
गायत्री को साक्षात्‌ ज्ञान की जननी कहा गया है। गायत्री और 
गायत्री मंत्रदोनों की महिमा अवर्णनीय है, दोनों की शक्ति अगम्य है, 
स्तुत्य है । एक सर्वोत्तम साध्यं है, दूसरा सर्वोत्तम साधन है | | 


गायत्री मन्त्र के गूढ रहस्य 


वेद अर्थात्‌ ज्ञान की जननी गायत्री अनन्त गुढ तत्वों, रहस्यों और 
शक्तियों का पुञ्ज-स्वरूप है, इसीलिए स्वयं ब्रह्माजी ने अथवा 
प्राचीन ऋषि मुनियो और विद्वानों ने गायत्री मंत्र की रचना अपने 
दीर्घ तप, साधना, ज्ञान और दिव्य दृष्टि के आधार पर बहुत चिन्तन 
श्रोर मनन करने के पश्चात्‌ की है। इसमें इतना महान ज्ञान भरा 
हुआ है जो मनुष्य एक बार उसके महत्व और ज्ञान गरिमा को 
साङ्गोपाङ्ग समझ लेता है, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष का 
भागी होता है । गायत्री मंत्र के वे गूढ़ रहस्य वेदों, पुराणों, स्मृतियों 
गीता, रामायण इत्यादि समस्त धामिक ग्रन्थों में यत्र-तत्र विखरे पड़े 
हैं और उनका गहन अध्ययन करने पर तथा चिन्तन और मनन 
करने पर ही हाथ लगते हैं। इस लघु-पुस्तिका में अपने अध्ययन, 
ज्ञान, बुद्धि और विवेक अनुसार वेदमाता गायत्री के कुछेक 
गुप्त गूढ रहस्यों से आपको परिचित कराया जा रहा हे । मैं उन 
विद्वानों, आचार्यों और ग्रन्थ प्रणेताओं के प्रति आभार, श्रद्धा और 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने मनुष्य मात्र के लिए उन रहस्यों 
को प्रकट किया, जो कि उन्होंने अपनी दीघे साधना से उपलब्ध 
किए थे। ; | 


“गायत्री” शब्द के गुढ रहस्य 


“गायत्री शब्द स्वतः असंख्य रहस्यों का भण्डार है । तीन शब्दों 
से बना यह अद्भुत 'शब्द' प्राणिमात्र को धर्म और आध्यात्मिकता 
की महान शिक्षा और प्रेरणा देता है । तनिक गहराई से विचार 


कीजिए कि आय॑ धर्म के केन्द्र भारत में जितनी भी पवित्र, कल्याण- 
कारिणी, मोक्षदायिनी, पापनशिनी और श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और 


[EE | 


310 गायत्री मन्त्र के गृढ अर्थ 


उपासना की वस्तुएं हैं उनके नाम 'ग' वर्ण से ही प्रारम्भ होते हैं । 
पा गङ्गा जिसे प्रत्येक भारतवासी माता के रूप में उपासनीय 
मानता है, नदियों में श्रेष्ठतम नदी है। गंगा का महात्म्य भी समस्त 
वामिक ग्रन्थों में वणित है । यह नदी मोक्षदायिनी और समस्त पापों 
की नाशिनी मानी गई है, इसीलिए प्रत्येक पर्व पर तथा गंगा के 
किनारे बसने वाले लाखों प्राणी प्रतिदिन इसमें श्रद्धा और विश्वास 
के साथ स्नान कर न केवल शारीरिक पवित्रता अपितु मानसिक 
ग्रोर आत्मिक पवित्रता को प्राप्त करते हैं । इसका एक ही अलौकिक 
उ समस्त विश्व को चमत्कृत कर देता है, कि संसार की सभी 
नदियों, समुद्रों तथा. महासागरों का जल भर कर रखने से उसमें 
कुछ दिनों उपरान्त कीड़े पड़ जाते हैं किन्तु गंगा जी का जल वर्षों 
पर्यन्त रखने पर भी उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते । कितनी स्पष्ट, 
शक्ति है इसक जल में, जिसका रहस्य बड़े-२ 
हं में 'गीता' पवित्रतम 
आध्यात्मिक ज्ञान भरा 
जीव ब्रह्म को प्राप्त हो 
श्रद्धा और अटल विश्वास रखते 

हैं। उस महान पवित्र ग्रन्थ गीता” का नाम भी 'ग' वर्ण से ही 
गाम होता है। पशुओं में 'गौ” हमारी माँ तुल्य श्रद्धा और सेवा की 
सं । ,वड़े-२ राजे महाराजे, ब्राह्मण 

क्षत्रिय नश्य और ऋषि मुनि तपस्वी तथा विद्वान आचार्य भी गौ 
माता की सेवा करते चले आए हैं, सो वह “गौ' नाम भी 'ग” वर्ण से 


ए 
ही वना है । इसी प्रकार गायत्री” जो कि ज्ञान की जननी मानी गई 
है और स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है उसका नाम भी 'ग' वर्ण से ही 
आरम्भ होता है। देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले और सर्वप्रथम 
र गणेश जी का नाम भी ग वर्ण से ही प्रारम्भ होता है। 
/ सभौ धामिक ग्रन्थों में गुरु की महिमा का गुणगान गाया गया है । 
1 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ | ३१ 


* बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है । 
ऐसा ज्ञान देने वाला परम श्रेष्ठ पद “गुरु' भी 'ग' वर्ण से ही बना है! 
प्रश्‍न उठता है. कि क्या यह एक संयोगमात्र है ?-- नहीं । 
ये समस्त नाम बहुत सोच विचारकर रखे गए हैं । 'ग वर्ण ज्ञान 
शब्द का उच्चारण करते हुए सवे प्रथम वाणी से निकलता है इसलिए 
इसका विशेष महत्व स्वीकार किया गया हे । क्योंकि इस संसार में 
ज्ञान से वढ़कर श्रेष्ठ तत्व नहीं। भौतिक या आध्यात्मिक 
उन्नति, उत्कर्ष और उत्थान का आधार “ज्ञान' ही है। वर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष चारों को ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, 
इसलिए “ग' वर्ण श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और विवेक के प्रतीक स्वरूप 
अत्यन्त पवित्र माना गया है और सम्भवतः इसीलिए सर्ववन्दनीय, 
श्रेष्ठ, पवित्र, कल्याणकारिणी और अज्ञान, कुबुद्धि तथा पाप नाशिनी. 
जो इंशवरीय वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम विद्वानों ने 'ग' 
वर्ण से प्रारम्भ किए हैं । 
एक अन्य रहस्य देखिए--हम भारतवासी आर्य लोग प्रयाग 
को तीर्थ राज मानते है, क्योंकि यह गंगा यमुना और सरस्वती 
इन तीन नदियों के संगम स्थल पर बसा है। इन तीन पवित्र 
नदियों को त्रिवेणी कहा गया है । 'गायत्री शब्द का गा गंगा का 
वोधक है, 'य' यमुना का और 'त्री त्रिवेणी का बोध कराता है, 
अस्तु विद्वानों ने 'गायत्री' को आध्यात्मिक ज्ञान की त्रिवेणी कहा है । 
। लीन अक्षरों का यह शब्द 'गायत्री' अनेक 'त्रिकों क साथ गूढ़ 
सम्वन्ध होने का बोध कराता है, यथा-- | 
१. सत्‌, चित, आनन्द--जो कि स्वयं परमेश्वर का रूप है । 
३%, तत्‌, सत्‌--यह भी परमात्मा का ही बोधक है । 
सत्यं, शिवं, सुन्दर--परमात्मा के दिव्य स्वरूप, अलौकिक 
गुणों, ज्ञान और सत्साहित्य आदि के लिए विशेषण है । 
८. ब्रह्म, जीव, प्रकृति--सृष्टि में इन तीन रूपों में ही हमें 
10 42000 | 


४ ८० 


३२ 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


इश्वर की अद्भुत माया परिलक्षित होती है । 

गुण, कर्म स्वभाव प्रत्येक जीव के ये तीन लक्षण ही 
मुख्य होते हें । 

शैशव, यौवन, बरृढ़ापा-ग्रायु का यह त्रिक सभी जानते 
हैं । इन्हीं तीन ग्रवस्थाओं में जीवन विभक्त है । | 
उत्पत्ति, विकास और विनाश--समस्त चराचर का इन 
तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होना ग्रवश्यम्भावीहै। | 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश--सृष्टि के उत्पादक, पोषक और 
संहारक आदि देव माने गए हें । 

भूः भुवः स्वः--अर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग ये तीन 
लोक माने गए हैं। । 
आकाश, पाताल, पृथ्वी--अनेक विद्वान इन तीन लोकों 
को बताते हैं। 

देवता, मनुष्य और असुर-ग्रुणावगुण के आधार पर 
मनुष्य मात्र को इन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है । 
उत्तम, मध्यम, निक्कष्ट--प्रत्येक जड़ चेतन का उसके गुण 
स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किया गया हैं । 

सर्दी, गर्मी, वर्षा-ये तीन प्रकृति प्रदत्त ऋतुएं सर्वविदित हैं । 
जप, तप, यज्ञ-ये तीन प्रकार की साधनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं । 
सत्‌, रज,।तम--ये मनुष्य के स्वभाव के मुख्य तीन गुण है। 
मन, वचन, कर्म--इन तीनों से ही मनुष्य का उत्थान और 
पतन होता है। जो तीनों पर संयम रखकर धर्म में प्रवृत्त 
होता है, वह ऊँचा उठ जाता है. इन तीनों पर संयम न 
रखने वाला अज्ञानी पतन के गर्त में गिर जाता है। 


इस प्रकार के और भी अगणित 'त्रिक' ईश्वर का इस सृष्टि में 


बुद्धि पूवंक विचार करने पर प्रतीत होते हैं, जोकि “गायत्री शब्द 
` के व्याक्षर के साथ गूढ़ सम्बन्ध का बोध कराते हैं । 


(000४४, 5) .., 


Nomadic 


a PN Sin, 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थे ३३ 


टेट गायत्री-स्मृति 5 
> _. >>> < 
गायत्री मंत्र २४ अक्षरों का मंत्र है । इसके प्रत्येक अक्षर से हमें 
गूढ ज्ञान का बोध होता है, जिसे मानसिक और व्यवहारिक रूप से 
अपनाकर मनुष्य ` मात्र का कल्याण हो सकता है । समस्त विश्व में 
प्रेम, सुख, शांति, ऐश्‍वर्य, समृद्धि और धर्म का साम्राज्य स्थापित हो 
सकता है । आइए, गायत्री मंत्र के एक-२ अक्षर के गूढ़ ज्ञान, उपदेशों 
ग्रौर रहस्यों पर विचार करें और उन्हे समभे, जिसे विद्वानों ने 
गायत्री स्मृति कहा है। 
३ॐ भूर्भवः स्व:--इसका गूढ़ अर्थ इस प्रकार किया गया है कि-- 
भूभु वः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमोम्ब्रह्मतेषु हि । 
स॒ एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तदूवेत्ति विचक्षणः । ु 
अर्थात्‌-पृथ्वी, अन्तरिक्ष स्वर्गं इन तीनों लोकों में 3 अर्थात्‌ 


ब्रह्म व्याप्त है, जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है, वही श्रेष्ठ 


ज्ञानी है । 
साथ ही भूः अर्थात्‌ शरीर, भुवः संसार और स्वः आत्मा ये 
तीनों उस महाप्रभु के लीला स्थल हैं । जहाँ उसका अद्भूत कौशल 


और प्रकाश प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए इन तीनों पदाथों को 
प्रभु का ही विराट रूप समभना चाहिए । मनुष्य का इन तीनों में 
अपना कुछ भी नहीं है। न उसका शरीर ही न संसार का कोई 
पदार्थ और न आत्मा ही उसकी अपनी है, सब प्रभू की ही माया 
है । इस तत्व ज्ञान को समभने वाला ज्ञानी पुरुष माया मोह, ममता, 
संकीणंता, लाभ लालच, दुष्कर्म और दुर्भावनाओं के जाल से बचा 
रहता है, और अज्ञान से उत्पन्न दुखों से मुक्त रहते हुए प्रतिक्षण 
आन्तरिक सुख, शांति और सदाशयता से ओत-प्रोत रहता है । 

तत्‌ --इस शब्द से जिस ज्ञान का बोध होता है, वह इस प्रकार 
कहा गया है कि-- 


1011 


३४ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा: स्व तपो बले. 
अन्धकारम पाकुवु लोकादज्ञान सम्भवम्‌ । 

अर्थात्‌--तत्व ज्ञान को समभने और जानने वाले विद्वान ब्राह्मण 
अपने तप से अजित आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संसार से अज्ञान 
रूपी अन्धकार को दूर करने का यथा सम्भव प्रयत्न करें । 

वस्तुतः इस संसार में सद्ज्ञान से वढ़कर कोई वस्तु नहीं । बिना 
सद्ज्ञान के मनुष्य चाहे करोड़ों रुपए का स्वामी हो, वह कदापि 
सच्चा सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकता । विना सद्ज्ञान के वह धन 
उसके लिए अत्यधिक दुख, क्लेश, चिन्ता, भय और पतन का ही 
साधन बन जाता हे । इसीलिए आदि काल से “ब्र।हाण' अर्थात्‌ ब्रह्म 
को जानने वालों, ब्रह्माज्ञान के ज्ञाता, तत्व ज्ञान-को समभने वालों 
का इस देश में सर्वोच्च स्थान रहा है । बड़े-२ राजे महाराज भी 
ब्राह्मणों के चरणों में शीश भुकाते रहे हैं और उनसे आशीर्वाद, 
सदज्ञान और मार्ग-दर्शन प्राप्त करते रहे हैं। ब्राह्मणत्व संसार का 
सवसे बड़ा पद माना गया है, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण संसार की 
असारता, इसके मायावी रूप का जानकर संसार के प्रत्येक भौतिक 
पदार्थ, भौतिक सुख साधनों और भौतिक इच्छाओं का त्याग और 
दमन करके एक मात्र परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहता है 
कठोर तप, साधना, चिन्तन, मनन और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान ग्राजत 
कर जगत में धर्म, ज्ञान, भक्ति, सद्विचार और सद्कर्मो का प्रकाश 
फैलाता है, सब जीवों का कल्याण चाहता है, ग्रज्ञान के अन्धकार 
को मिटाता है और भ्रमित जनों को सन्मार्ग दिखाता है । इसीलिए 
ब्राह्मण का पद श्रेष्ठ समभा जाता रहा है । 

गायत्री मंत्र का ततू, शब्द ब्राह्मणों को अपने इस पुनीत 
कत्तेव्य पालन की शिक्षा देता है और उसे उसके उत्तरदायित्व को 
निभाने की प्रेरणा देता हे अस्तु जो ब्राह्मण नित्य नियम पूर्वक 
गायत्री मंत्र का ध्यान घी, वह अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में 

SER) 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अथं ` ३५ 


सक्षम बनने के लिए प्रतिक्षण तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए 
सचेष्ट रहता है और उसे प्राप्त करके दूसरों का मार्ग-दर्शन 
करता है । 

‘सवितुर्वरेण्यं. 

इस शब्द का 'स' अक्षर सत्ताधारी वीर क्षत्रियों को उनके धर्म 
और कत्तव्य का ज्ञान प्रदात करता है। 


सत्तावन्तस्तथा शूराः क्षत्रिया लोक रक्षकाः 
अन्याया शक्ति शम्भूतानध्वंसंयेयुहि त्वापदः । 
अर्थात्‌-सत्तावान, शुरवीर, संसार के प्राणियों की रक्षा करने 
वाले क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न को 
नष्ट करें । 
गायत्री मंत्र का 'स अक्षर क्षत्रिय धर्म के गुणों, कत्तेव्यो और 
उत्तरदायित्वों का बोध कराता है। सच्चे शूरवीर क्षत्रिय का 
यह पुनीत कत्तंव्य है कि वह अन्याय का प्रतिरोध करके दुष्टों द्वारा 
उत्पीडित अशक्तों और निर्बलों की रक्षा करे शक्ति और सत्ता 
. पाकर संच्चे क्षत्रिय को कभी अहंकार, शक्तिमद, अनीति, शोषण, 
कुव्यसन, भोग विलास और अत्याचार नहीं करना चाहिए । इश्वर 
ने उन्हें यह शक्ति और सत्ता धर्म, धर्मात्माग्रों, निबंलों और पीड़ितों 
की अधर्मियों, दुष्टों और दुराचारियों से रक्षा करने के लिए प्रदान 
की है और जो क्षत्रिय रक्षक न होकर भक्षक वन जाते हैं, सत्ता और 
शक्ति के मद में पतित, कत्तेव्यच्युत और भ्रनाचारी हो जाते हैं 
उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। 
दूसरा अक्षर 'वि वित्त अर्थात्‌ धन के विषय में सद्ज्ञान प्रदान 
करता है कि-- र 
` वित्तशक्त्या तु कत्तंव्या उचिताभावपूर्तय: 
न तु शक्त्या तथा कार्यः दपौँ द्धत्य प्रदर्शनम्‌ । 
Re] 


३६ , : गायत्री मन्त्र के गुढ ग्रथ 


अर्थात्‌-धन की शक्ति का सदुपयोग उचित अभावों की पूर्ति 
करना होता है । उस शक्ति द्वारा दर्प (घमण्ड) और उददण्डता का 
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए 

धन? संसार की एक आवद्यक शक्ति है और उसके बिना किसी 
का काम नहीं चलता । इसीलिए अधिकांश जन इसके लाभ से आवृत 
होकर 'ऐन कैन प्रकारेण' धन श्रजित करते हैं, फिर अज्ञान के कारण 
उसका उचित सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगते हैं । किन्तु बुद्धि 
मान जन इस धने शक्तिको प्राप्त करके उसका सत्कायों में, आवश्यक 
भावों की पूर्ति में सबके कल्याणकारी कार्यो में सदुपयोग करते हैं 
और अज्ञानी जन छल, कपट, बेईमानी, अत्याचार आदि के द्वारा 
धन अजित करते हैं और दुर्व्यंसनों, दुष्कमों, दूसरों पर अत्याचार 
करने आदि कुमार्गो में दुरुपयोग करते हें । गायत्री मंत्र प्राणिमात्न 
को यह सद्शिक्षा प्रदान करता है कि धन को अजित करने और 
उसका उपयोग उपभोग करने में हमें सदेव सन्मार्ग का ध्यान रखना 
चाहिए और धन के लोभ या मद में फंसकर कुंपथगामी नहीं 


जाना चाहिए, अन्यथा वह धन सुख और कल्याण का हेतु न होकर . 


पतन और विनाश का कारण वन जाएगा । यदि प्रत्येक मनुष्य 
गायत्री मंत्र के शब्दों का गूढ़ अर्थं समझकर उसे जीवन में व्यवहारिक 


रूप में अपना ले तो निश्चय ही :यह भूलोक स्वर्ग के सदृश हो जाय । | 


तीसरा अक्षर तु' कठोर श्रम की प्रेरणा देने वाला है। श्रम की 
महिमा बताते हुए कहा गया हैं-- . ' 
तुषाराणां प्रपांतेऽपि यंत्नो 'धर्मेतु चात्मनः । 
महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता पारिश्रमस्य हि । 
अर्थात्‌-तुषारापात में भी प्रयत्न करना जीवमात्र का धर्म है। 
श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है। 
जो मनुष्य कठिन से कठिन विपत्ति पड़ने पर भी अधीर न 


| CS | 


OE 200 . 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ARS 


होकर निरन्तर कठोर परिश्रम करता रहता है सफलता उसके 
निश्चय ही चरण चूमती है। कालचक्र की गति से अच्छे और बुरे 
दिन सभी के जीवन में आते रहते है, और कठिन समय में कठोर 
श्रम हो उसे अनेकानेक कठिनाइयों से उबार सकता है । इसलिए 
दिन अच्छे हों या बुरे, प्रत्येक मनुष्य को कठोर श्रम में जुटे रहना. 
चाहिए । सुख-सम्पति पाकर जो श्रम छोड़ आलस्य में फंस जाते हैं, 
वे बुरे दिन आने पर घोर विपत्तियों में पड जाते हैं. किन्तु निरन्तर 
श्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखो रहता है, उसे कठिन से कठिन | 
समय भी विचलित नहीं कर सकता । परिश्रमी ब्यक्ति आत्म-विश्वास 
के सहारे बुरे दिन भी हंसकर पार कर जाता है। । 
'व' जोकि इस शब्द का चतुर्थ अक्षर है, स्त्रियों को उनके कर्तव्य 
और महत्व का बोध कराता है । लिखा है-- | 
वर नारीं बिना कोऽन्यो निर्माता मनु सन्तते ॥ 
महत्व रचना शक्तेः स्वस्याः नार्याहिज्ञायताम्‌ । 
अर्थात्‌ मनु की सन्तान अर्थात्‌ मनुष्य को जन्म देने वाली और 
निर्मात्री नारी के अतिरिक्त भला और कौन है ? इसलिए नारी को 
अपनी रचना शक्ति के महत्व का ज्ञान होना चाहिए । 


नारी ही “नर” को जन्म देने वाली है । बड़े-२ विद्वान, पराक्रमी, 


-ज्ञानी, तपस्वी यहाँ तक कि भूलोक पर जन्म लेने के लिए “स्वयं 
` भगवान को भी “नारी के गर्भ में ही रहना और जन्म लेना पड़ता 
` है। यदि प्रत्येक नारी अपने इस महत्व को भली प्रकार समक ले, अपने 


उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहे, उत्तम विचार और 'उत्तम आचरण 
अपनाए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, प्रसन्न 


और पवित्र रहे तो उसके गर्भ से निश्चय ही श्रेष्ठ नर जन्म लेंगे और 


इसके विपरीत होने पर निकृष्ट कोटि के नर जन्म लगे । गायत्री मंत्र 
का त॑ अक्षर नारी मात्र को उसकी ईश्वरीय रचनाशक्ति का बोध 
( 3 bee शक 


ट्र द्र 0 i गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


कराते हुए सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सन्मार्ग अपनाने की प्रेरणा 
देता है । 
इस शब्द का पांचवाँ अक्षर 'रे पवित्र नारी को साक्षात्‌ लक्ष्मी 
रूप में पूज्य बताते हुए उसके महत्व का वोध कराता है । लिखा है- 
रेवेव' निर्मला नारी पूजनीया सता .सदा । 
यतो हि सर्व लोकेऽस्मिन साक्षात्‌/लक्ष्मी मता । 


अर्थात्‌ सज्जन पुरुष पवित्र नारियों को सदैव पूजनीय समता है, 
क्योंकि वे इस संसार में साक्षात्‌ लक्ष्मी रूप हैं ।. | 
अच्छी सच्चरित्रं नारियाँ धामिक विचारों वाली, उदार हृदय 
प्रेम, ममता और करुणा व दया की मूर्ति होती हैं, पुरुष को सुख, 
आनन्द और प्रेम देती हैं, सृष्टि की रचना में योगदान करती हैं, 
सेवाब्रती, परिश्रमी, धैर्यवती और निर्भीक होती हैं, कोमलहूदया, 
वात्सल्य और प्रेम कीं प्रतिमूति होती हैं, पुरुष मात्र की निर्मात्री और 
जननी होती हैं उत्तम श्रेष्ठ महापुरुषों को जन्म देती हैं, अतः 
साक्षात्‌ लक्ष्मी रूपिणी हैँ और सदेव स्तुत्य और आदरणीय हैं । 
षष्ठम अक्षर '्य” संसार में प्रक्कति के महत्व का उद्बोधन 
कराता है । लिखा हे-- 
न्यसन्ते. ये नराः पाद्धान्‌ प्रकृत्यज्ञानुसारतः । 
स्वस्थाः सन्तस्तुते नूनं रोग मुक्ता भवति हि) 
:-- अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रकृति को आज्ञानुसार चलते हैं, यानी 
। आहार, विहार, विचार और कर्म से प्रकृति के अनुकूल रहते हैं, 
/ वे मनुष्य सदैव स्वस्थ और राग मुक्त रहते है । 
>» स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही सुख है, स्वास्थ्य ही बल है, 
अतः स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए प्रकृति के महत्व को समझना 
चाहिए .। जो मनुष्य जीवन के आहार विहारे और दैनिकचर्या 
में जितना ही प्रकृति के अधिक अनुकूल चलेगा, वह उतना ही अधिक 
Derr 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ३९ 
स्वस्थ, प्रसन्न, बलवान, निरोग और दीर्घं जीवी होगा और प्रकृति 


के प्रतिकूल आचरण करने वाला नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित _ 


होकर अल्पायु और कष्ट भोगी होता है । गायत्री मंत्र का यह अक्षर 
हमें प्रकृति की अनन्त महिमा का बोध कराता है और उसके 


अनुकूल आचरण करने की शिक्षा देता है। 

“भर्गो देवस्य घीमहि' :-- 

इस पद का 'भ अक्षर मनुर्ष मात्र को मानसिक संयम की शिक्षा 
और प्रोरणा देने वाला है । लिखा है--. 

भवोद्विग्नमना नेव हुदुद्देगं' परित्यज । 
कुरुः सवं व्यवस्थासु शान्तं संतुलित मन: । 

अर्थात्‌--मन को उद्विग्न न होने दो । मन के उद्ठेगों का त्याग 
करो । प्रत्येक व्यवस्था अर्थात्‌ स्थिति में मन को शान्त और सन्लुलित्त 
रखना चाहिए । 

मानसिक उत्तेजना, आवेश, उद्वेग, आतुरता, अशांति, उद्विग्नता 
आदि मन की स्थितियां शरीर में रक्तसंचार की गति तीव्र करके 
“पित्त को भड़काकर शारीरिक अंगों की प्राकृतिक रूप में होने वाली 
स्वाभाविक क्रियाओं को अस्त-व्यस्त कर देती हैं, जिसके कारण 
शरीर में नाना प्रकार के दोष-विकार और रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
विचार, विवेक, ज्ञान, प्रसन्नता और शान्ति विलुप्त हो जाती है, और 
भय, घबराहट, चिन्ता, क्रोध, शोक, निराशा व विषाद आदि का 
प्रभाव बढ़ जाता है । विपत्ति काल में अभावों आर चिन्ताओं व 
निराशाओं से ग्रसित होकर मनुष्य मानसिक संतुलन खो बैठता है 
और सुख में धन व शक्ति के मद से ग्रसित होकर, अहंकार, दम्भ 
भोग विलास आदि विनाशक उत्तेजनाओं से ग्रसित हो जाता है। ये 
दोनों ही प्रकार के मानसिक असन्तुलन उसके लिए विनाशकारी 
सिद्ध होते हैं अस्तु गायत्री मंत्र के 'भ' अक्षर से हमें यह सदज्ञान 

10601 #५ | 


॥/ 


(88 ih "गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थं | 


प्राप्त होता है कि प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को समभाव और उत्तेजना 
रहित रहकर सदैव शान्त, स्थिर और धीर रहना चाहिए । 
“गो? अक्षर गोपनीयता अर्थात्‌. दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति को 
त्यागने का आदेश देता है । लिखा. है-- 
गोप्या: स्वीया मनोवृ त्तिर्नासहिष्णर्नरो भवेत्‌ । 
स्थिति मन्यस्य च वीक्ष्य$ तयनुरूपतां चरेत्‌ । 


अर्थात्‌ छ्पाव की मनोवृत्ति होने पर मनुष्य में असहिष्णुता 
बढ़ जाती है, अत: दूसरों की स्थिति देखकर तदनुरूप म्राचरण 
करना ही श्रेष्ठ है। 
छ्पाव करना, छलकपट. करना पाप है और निष्कपट .भाव से 
दूसरों के साथ स्पष्ट भाषण और व्यवहार मनुष्य की नैतिकता को 
ऊंचा उठाता है । मन में कपट रखकर किसी के साथ मीठी २ बातें 
करना या दिखावटी व्यवहार करना अधमता है । सत्य भाषण और 
सत्य व्यवहार, चाहे वह्‌ उसे ग्रप्रिय ही लगे, करना ही उत्तम है ।. 
मनोभावों को छुपाने से मनुष्य में असहिष्णुता बढ़ती है और जब 
' दूसरे भी उससे छिपाव करते हैं, तो वह सन्तुलन खो बेठता है। 
किन्तु स्पष्टवादी व्यक्ति के साथ दूसरे भी स्पष्ट व्यवहार करते हैं 
और उसमें सहिष्णुता का आविर्भाव होता है । दूसरे की स्थिति 
प्रकृति, व्यवहारं, आचरण आदि देखकर जो सत्य हो, निष्कपट भाव 


से वैसा ही व्यक्त करे। यदि संम्मुख उपस्थित व्यक्ति कपटी, धूते, | 


. चोर, दुराचारी है, तो उसके मंह पर उसकी प्रशंसात्मक चाटुकारी 
करना कपट ग्रौर छिपाव का व्यवहार है, उसकी स्पष्ट रूप से निन्दा 


करना, प्रताडित करना, उसकी बुराइयों के प्रति घृणा प्रदर्शित करना” 


और उसे सन्मार्ग पर आने की प्रे रणा देना ही स्पष्ट और निष्कपट 
व्यवहार है । इसी प्रका र पुण्यात्मा, आदरं, सत्पुरुष का आदर करना, 
प्रशंसा करता, रोगी और अशक्त क्रे प्रति प्रेमपूण व्यवहार करना 


112२ 


७ 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 9 ४१ 


सहयोग और सेवा करना निष्कपट व्यवहार है। गायत्रो मन्त्र का 
'गो अक्षर हमें इस प्रकार के व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता है । 
दे' अक्षर हमें इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने की प्रेरणा देता हे । 
लिखा है-- 
देयानि स्ववशे पूँसा स्वेन्द्रियाणखिलानि वै । 
असंयतानि खादन्तीन्द्रियाण्येतानि स्वामिनम्‌ । 
श्र्थात्‌-मनुष्य को अपज्नी समस्त इन्द्रियों पर पूणं नियन्त्रण 
रखना चाहिए अर्थात्‌ उन्हें वश में रखना चाहिए । क्योंकिं असंयत 
इन्द्रियाँ अपने स्वामी को खा जाती हैं अर्थात्‌ उन्हें नष्ट कर डालती हैं । 
मनुष्य के शरीर में इन्द्रियां आत्मा को सुख पहुचाने के लिए 
प्रदान की गई हैं, शरीर की सूक्ष्म, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
बनाई गई हैं । स्वाभाविक इच्छा की तृप्ति हेतु प्रत्येक इन्द्रिय का 
प्राकृतिक ढंग.से सदुपयोग आवश्यक है, किन्तु जब मनुष्य को इन्द्रियाँ 
अनियंत्रित होकर मनमाने ढंग से काम करने लगती हैं, वे स्वेच्छा- 
चारिणी और चटोरी हो जाती हैं, तो प्राकृतिक नियम विरुद्ध धर्म 
अधर्मं का विचार किए विना, हानि लाभ का विवेक रखे बिना उनकी 
भोग लिप्सा बढ़ती ही जाती है और फिर उनकी बढ़ी हुई वासना 
की तृप्ति करना और उन्हें वश में रखना असम्भव हो जाता है। 
व अक्षर हमें पवित्रता का सन्देश देता है । लिखा है-- 
वस नित्यं पवित्रः सन्‌ वारह्यभ्यन्तरस्तथा। - 
यतः पवित्रतायां हि राजतेऽतिप्रसन्तता । 
अर्थात्‌-मनुष्य को बाह्यरूप से (शारीरिक, वास्त्रिक और 
स्थानिक) और आन्तरिक रूप से (मन, विचार, भाव, बुद्धि से) 
हर समय पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्‍योंकि पवित्रता में 
ही प्रसन्न ता अर्थात्‌ सुख और आनन्द है । 
गन्दै शरीर, मैले वस्त्र, गन्दगी भरा स्थान, गन्दे विचार, गन्दे 
[stl 


४२ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 
भाव, ये सब कितने घृणित होते हैं, गन्दा भोजन खाने को तो क्या 
देखने को भी जी नहीं करता । किन्तु स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, 
सुथरा स्थान, शुद्ध सात्विक विचार, उत्तम भावनाएं और सत्कर्म 
अपनाकर या देखकर ही मन को कँसे आनन्द की अनुभूति होती है, 
यहु प्रत्यक्ष रूप से हम सब हर समय अनुभव करते हैं। भीतरी और 
बाहरी दोनों प्रकार की यदि. जीवन में पवित्रता और निर्मलता हो, 
तो असंदिग्ध रूप से मनुष्य अलोकिक आनन्द और सुख का अनुभव 
करता है, अस्तु 'व' अक्षर में पवित्रता का दिव्य संदेश निहित है । 

स्य' यह अक्षर मनुष्य मात्र को परमार्थं का महान अदश 
सिखाता है । कहा है-- 

स्यन्दनं परमार्थस्य परार्थो हि बुधेर्मतः। 

योऽन्यान्‌ सुखयतं विद्वान्‌ तस्यः दुःखं विनश्यति । 
्रर्थात्‌--दूसरों का 'प्रयोजन सिद्ध करना ही परमार्थ का रथ 
है, ऐसा बुद्धिमान लोगों का कथन है। जो विचारवान्‌ मनुष्य दूसरों 

को सुख पहु चाते हैं, उनका दुःख स्वतः नष्टं हो जाता है 

हमारे कार्यो की पृष्ठभूमि में अर्थ, स्वार्थ, और परमार्थ ये तीन 
प्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं । अपनी आजीविका चलाने के लिए 
जब इमानदारी के साथ दूसरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए श्रम 
पदाथ ज्ञानं आदि देकर अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु धन, द्रव्य, 
अन्न-वस्त्र आदि प्राप्त किया जाता है, तो उस आदान-प्रदान को 
पृष्ठि भूमि में अर्थ का भाव होता है। जब हम दूसरों को हानि 
पहु चाकर अपने लाभ के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसकी पृष्ठ- 
भूमि में स्वार्थ का भाव होता है, चोरी, लूट बेई मानी, उठाईंगीरी, 
ठगी, अपहरण, शोषण इत्यादि इसी वर्ग के कार्य हैं और जब अपनी 
हानि करके भी हम दूसरों को लाभ पहुचाते हैं, दूसरों के कल्याण 
के लिए स्वयं कष्ट भी झेलने को सहर्ष तत्पर हो जाते हैं, तो उस 


[Nuc] 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ४३ 


कार्य की पृष्ठभूमि में 'परमार्थ' का भाव होता है। दान, सहायता, 
शिक्षा दान, सेवा, दया इत्यादि इसी वर्ग के श्रेष्ठ कार्य हैं । अर्थ 
स्वाभाविक भाव है, स्वार्थ दुर्गण है अस्तु त्याज्य है और परमार्थ 
सद्गुण है इसलिए ग्रहण करने योग्य हे वरणीय है। इस प्रकार 
गायत्री मन्त्र का स्य॒ शब्द ग्रर्थोपार्जन के साथ २ स्वार्थ को त्याग 
कर परमार्थं के कल्याणकारी भाव और व्यवहार को अपनाने की 
शिक्षा देता है । | 

'घी अक्षर हमें जीवन में वहुमुखी उन्नति और उत्थान का संदेश 
देता है । लिखा है-- ५ 

धीरस्तुष्टो भजेन्नेबह्येकस्यां हि समुन्नतौ ।' 
क्रियतामुन्नतिस्तेन सर्वास्वाशासु जीवने । 

अर्थात्‌--धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से सन्तोष 
नहीं होनाँ चाहिए । उसका लक्ष्य तो जीवन में बहुमुखी उन्नति होना 
चाहिए । 

जीवन की अनेंक दिशाएं हैं । हमें प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का सतत्‌ 
भयत्न करना चाहिए। शारीरिक रूप से भी हम पूर्णतया स्वस्थ 
व निरोग रहें, विद्या ग्रजेन करके पूर्ण विद्वान. बनें, धन अजित करके 
धनवान और समस्त भौतिक 
अनेक लोग हमारे घनिष्ठ और सच्चे मित्र हों, समाज में मान 
प्रतिष्ठा बढे, बुद्धि का भी 'पर्याप्त विकास हो, साहस का हममें 
अभाव न रहे और आत्म-बल भी इतना ऊंचा हो कि हम केसी ही 
परिस्थितियों में भी अपना धैय और साहस न टटने दें। इस प्रकार 
चतुदिक उच्चति द्वारा हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन 
में श्रेष्ठता को प्राप्त करें । हम सर्वाङ्गीण रूप से उन्नति करे. ऐसा 
प्रेरणात्मक सन्देश हमें गायत्री के 'धी' अक्ष र से प्राप्त होता है । 

म अक्षर हमें इश्वर भक्ति की प्रेरणा देने वाला है । विद्वानों 
ने लिखा है-- 

00 


है; + 


सुख साधन सम्पन्न बनें, समाज में. 


~ 


४४ | गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


महेश्वरस्य विज्ञाय नियमान्न्याय संयुतान्‌ । 
f तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन्‌ कर्मणा तमुपासयेत्‌ । 
अर्थात्‌-परमेश्व के न्यायपूर्ण विधान को समझकर तथा उसकी 
सत्ता को स्वीकार करते हुए हमें उसकी आराधना कंरनी चाहिए । 
परमात्मा का विधान सत्य और न्याय पर आधारित है। हम 
सब उसकी सन्तान हैं। वह किसी के साथ न पक्षपात करता है, 
और न अन्याय । अपने २ कर्म अनुसार हम सब फल भोगते हैं। 
आलसी निकम्मा. दुराचारी, अज्ञानी अपने कुकमों और अकर्मण्यता 
के कारण ही धन, स्वास्थ्य और बुद्धि विवेकं को खो बँठता है और 
पुरुषार्थी, परिश्रमी, सदाचारी तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने अध्यवसाय 
से सर्वाङ्गीण उन्नति करता है। परमात्मा की दृष्टि से हमारा कोई 
विचार कोई कर्म छुपा नहीं रह सकता । क्योंकि वह घट-घट वासी है, 


सर्वव्यापक है, हम सबके भीतर ही बैठा प्रतिक्षण सब कुछ देखता 


और जानता रहता है, रस्तु हमारे प्रत्येक कर्म का तदनुकूल फल हमें 
प्राप्त होता हे । दयालु भी वह इतना है कि हमें भीतर से ही 
प्रतारणा देता हुआ बार २ संभलने के लिए प्रेरित करता है, समय 
देता है और हम मूर्ख यह समझ लेते हैं कि देखो कुकर्म करके भी 


हम कितने सुख भोग रहे हैं. कितनी उन्नति कर रहे हैं. किन्तु बार २. | 


चेतावनी देने पर भी जब हम कुमागं को नहीं छोड़ते, तो इंश्वर का 
एक प्रहार ही हमें रातों रात में राजा से भिखारी बना देता है, 
इसी प्रकार सत्कर्म करमे वाले को भिखारी से लखपति बना देता 
है । इस प्रकार के आकस्मिक परिवर्तन देखकर हम हतबूद्ध रह 
जाते हैं और तब ईश्वर का न्याय और कर्मो का फल भोगने का नियम 
हमारी समझ में आता है, उसकी सत्ता को. हम तब स्वीकार करते 
हैं । वह परम शक्तिवान परमात्मा बड़े २ शक्ति सम्पन्न अहंकारी 
राजाओं का भी घमण्ड पल भर में चूर कर देता है । अकाल, अति- 
वृष्टि, भूचाल, बाढ़, महामारियाँ, युद्ध-विभौषिका आदि के रूप में 
| 60110 26.५. ] 


डी 


Nd 
sid 


क Ti “SS libs _ Cates oe 


गायत्री मन्त्र के गृढ अर्थ ( sc 


हम पापी और दुराचारी मनुष्य ईश्वरीय दण्ड को भोगते हैं । 

अस्तु हे विद्वान जनो ! परमात्मा की सत्ता, उसके न्याय आर 
उसकी ग्रगम्यं शक्ति को सदैव स्मरण रखते हुए अच्छे कर्मों में प्रवृत्त 
रहो, मन वचनः और कर्म से धर्म मार्ग पर चलो, इसी में तुम्हारा 
हमारा और सब का कल्याण है । ऐसा दिव्य सन्देश हमें गायत्री 
महामन्त्र का 'म' अक्षर प्रदान करता हे । 

(हि' अक्षर के गूढ़ रहस्य बताते हुए ग्राचायोँ ने लिखा है-- 

हितं मात्वा ज्ञानकेन्द्रं स्वातंत्र्येण विचारयेत्‌ । 
नान्धानुसरण कुर्यात्‌ कदाचित कोऽपिकस्यचित । 

__ अर्थात्‌-हमारे शरीर में जो हितकारी ज्ञान का केन्द्र बुद्धि है, 
उसके द्वारा हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करके प्रत्येक काम करना 
चाहिए, कभी किसी को किसी का अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए । 

'परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है। उस बुद्धि के द्वारा हम दूसरों 
से ज्ञान तो ग्रहण करें, किन्तु कभी दूसरों का अनुकरण नहीं करना 
चाहिए । प्रत्येक काम को अपनी बुद्धि और विवेक से उित- . 
अनुचित का विचार करते हुए करना चाहिए । युगं परिवर्तनशील 
है. किसी देश काल और पात्र के विचार से जो काम आज उचित है, 
कल वही परिस्थितियों में परिवत्तंन हो जाने के कारण अनुचित हो 
जाता है । अस्तु हमें प्रथाओं, पद्धतियों, रीतियों और परम्पराम्रों से 
बंधा नहीं रहना चाहिए, वरन्‌ अपनी बुद्धि द्वारा स्वतन्त्र रूप से 
विचार कर और ईश्वरीय नियमों को मूल रूप से ध्यान में रखते 
हुए उनमें देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और 
भावना है । इसी के द्वारा जंगली जन्तुओं की भांति पैड़ों पर रहने 
वाला मानव आज सभ्यता और उन्नति के इस शिखर पर पहुच . 
संका है । तात्पर्य. यह्‌ है कि गायत्री मन्त्र का 'हि शब्द हमें स्वतन्त्र 
चिन्तन द्वारा विकास के पथ पर अग्रसर होने और समाज के उत्थान 

[ass | ; 


४६ गायत्री मन्त्र के गूढ़ ग्रेथे 


के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहने का कल्याणकारी सन्देश प्रदान 
` करता है। 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌-- | र 
“चि अक्षर जीवन और मृत्यु का विभेद प्रकट करते हुए ह 
निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है । विद्वानों 
ने कहा है-- 
विया मृत्यु स्मरन्‌ मर्म जानी याज्जीवनस्य च । 
तदा लध्य समालक्ष्य पादौ सन्तते माक्षिपेत । 
अर्थात बुद्धि द्वारा मृत्यु का स्मरण रखते हुए और जीवन के 
यथार्थे ममं को समकर हमें अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर गति से 
बहते रहना चाहिए । | 


परमात्मा के ध्यान, चिन्तन और आराधन में लगाना चाहिए । 
वस्तुत: जीवन का मर्म यह है कि परमात्मा ने हमें संसार में अन्य 
जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से भेजा है, अपना स्वार्थ साधने, 
इन्द्रिय सुख भोगने और अनाचारों में लिप्त, रहने के लिए नहीं । 
हमें सदैव संसार के अन्य जीवों की भलाई के लिए प्रत्येक कार्य 
pi चाहिए । मृत्यु को वरण करने के लिए भी हमें प्रतिक्षण 
भार रहना चाहिए । न जाने किस घड़ी मृत्यु सम्मुख ग्रा खड़ी हो । 
इसलिए किसी शुभ कार्य में टाल मटोल या विलम्ब नहीं करना 
८ गम जितने. ही अधिक क लो 
उतना ही अधिक श्रेष्ठ हमें अगला जीवन मिलेगा। झौर यदि हम 

इस जन्म में अज्ञान, मोह, लोभ, अनाचार, दम्भ और बेईमानी के ' 

५८ | १३ 


गायत्री मन्त्र के गढ़ अर्थ ४७ 


अन्धकार में भटकते रहे, तो मृत्यु उपरान्त उतना ही ग्रधिक नारकीय 
कष्टप्रद तथा निकृष्ट जीवन प्राप्त होगा । मृत्यु इस जीवन और 
आगामी जीवन के मध्य की एक खाई है, इस खाई को पार करके ही 
हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, अस्तु मृत्यु से हमें कदापि भयभीत 
नहीं होना चाहिए । इस संसार में मनुष्य मृत्यु से केवल इसलिए 
उरता है कि वह यहां आकर माया मोह में फंस जाता है और धन 
दौलत परिवार कुटुम्व आदि को छोड़कर जाना नहीं चाहता । किन्तु 
. जाना तो अवश्य पड़ेगा और फिर यदि नेक कर्म किए हैं. तो और 
भी श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होगा, तो फिर भला नेक कर्म करने वाले 
मृत्यु से क्यों डरे तनिक विचार कीजिए कि आज आप क्लर्क हैँ । 
यदि कल आपकी उन्नति हो जाय, आप अफसर बनाकर किसी अन्य 
स्थान पर भेजे जाएं, तो क्या आप प्रसन्तापूर्वक न जाना चाहेंगे ?- 
आपकी उन्नति जो हो रही है । तो मृत्यु को भी पदोन्नति का निर्देश 
पत्र ही समभिए । इसमें डरने की क्या बात है, अथवा दुख शोक की 
क्या बात है ? डर वे, दुखी वे लोग हों, जिन्होंने जीवन दुष्कर्मो 
और दुराचारों में गंवाया हो। उन्हें उनके कर्मो का. फल अवश्य 
भोगना पड़ेगा और कर्मफल मृत्यु के पश्चात्‌ ही नहीं, इस जीवन में 
भी भोगना पड़ता है, भयङ्कर रोग और कष्ट, प्रियजनों का विछोह, 
धन ऐश्वर्य का विनाश आदि रूपों में हमें अपने कर्मो के फल तो 
यहाँ भी भोगने ही पड़ते हैं, तो फिर मृत्यु से ही क्यों डरे ? 

इस प्रकार का ज्ञान हमें धि' अक्षर से प्राप्त होता है । इसे जान 
और समक लेने वालाः मनुष्य जीवन और मृत्यु के मर्म को समक 
लेता है और फिर न वह जीवन पर हर्ष या दपं करता है और न 

मृत्यु से भयभीत या दुखी होता है । 7 

'यो' अक्षर का भेद बताते हुए ग्राचार्यों ने लिखा है :-- 
यो धर्मो जगदाधार: स्वाचरणे तमानय । 
मा विडम्वय्र त सोऽस्ति ह्ये को मागे सहायकः । 
[Re 


इ J गायत्री मन्त्र के गूढ़ श्रथ 


अर्थात्‌--घर्म' जो कि संसार का आधार है, उसे अपने आचरण 
रूप में ग्रहण करो । धर्म की विडम्बना कदापि न करो, क्योंकि 
जीवन मार्ग में वही तुम्हारा एक मात्र अद्वितीय सहायक है । 

गायत्री मन्त्र का यो अक्षर हमें घर्म का भेद भली प्रकार समझ 
कर तदनुकूल आचरण करने की शिक्षा देता है । धर्म क्या है ! इसे 
ठीक प्रकार समझ लें । जो लोग मन बुद्धि और चित्त से तो सांसारिक 
'माया मोह में फंसे रहते हैं, सारे दिन बेईमानी, झूठ, पाप, धोखा 
और दुराचार करते हैं, किन्तु प्रातः सायं पत्थरों की मूर्तियों की 


नहलाकर चन्दन भोग लगाकर अथवा माला फेरकर समक लेते | 


हैं, कि उन्होंने धर्म कर लिया, उससे उनके दिन भर के पाप धुल गए, 
ऐसे लोगों को मैं महामूर्ख कहूंगा । धर्म तो प्रतिपल हमारे साथ रहते 
वाला हमारा पथ प्रदर्शक है, संरक्षक हैं, एक क्षण के लिए भी उसै 
भूलकर या उसकी अवहेलना करने से हम अधर्म में गिर जाते हँ, 
कुपथगामी हो जाते हैं। प्रतिक्षण अपने को परमात्मा के सम्मुख 
उपस्थित जानकर उस महाप्रभु के प्रति आदरभाव रखते हुए मर्ग 
वचनं और कमं से सत्‌ अर्थात्‌ शुभ, कल्याणकारी, परमार्थी और 
आत्मा के निर्देशन अनुसार विचारों, वचनों और कर्मों को ग्रपनाना) 
उनमें प्रवृत्त रहना यही यथार्थ धर्म है। पूजा-पाठ और कर्म-कार्ण्ड 
तो आडम्बर है, बिना इंश्वर का ध्यान रखते हुए सारी पूजा! 
_ उपासना, माला आदि व्यर्थ है । मेरा तात्पर्यं यह कदापि न समर्भ 
लें कि मैं भजन, पूजन, स्मरण, आदि को व्यर्थ बता रहा हूं। इनका 
धर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए विशिष्ट महत्व है, किन्तु ये त 
यथार्थ पूजा के साधन मात्र हैं। चूँकिः अधिकांशजन अज्ञानता व 
अन्धकार में फसे रहते हैं। वे. ईश्वर को भूल जाते हैं । अपने मन 
बुद्धि और चित्त को परमात्मा के. ध्यान में स्थिर नहीं करपाते, 
लिए ये मन्दिर ये मूतियाँ, ये पूजन विधियाँ, ये नाना प्रकार 
अनुष्ठान आदि केवल ईश्वर में ध्यान को एकाग्र करने, उसे प्रति 


est] 


_ जा 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ ग्रथ . | ४६ 


“क्षण अपने भीतर ही बैठा अनुभव करने के लिए, साधन बताए गए 
हैं । इन साधनाओं द्वारा मनुष्य चित्त को एकाग्र कर सकता है। 

किन्तु अधिकांशजन इनका मुख्य उद्देश्य ईश्वर का ध्यान न समझने 
के कारण बाह्य आडम्बर को ही घर्म पालन समझ लेते हैं, उनका 
मन तो माया में फंसा रहता है, किन्तु दिखावे के लिए वे आँखें बन्द 
कर माला फेरते हैं। उनके कान दूसरों की बातों को सुनने में व्यस्त 
होते हैं, मस्तिष्क में धन संग्रह का चक्र चलता. रहता है, मन में तरह 
तरह की दुर्भावनाएं उठती रहती हैं और उनकी दिंखावटी पूजा चलती 
रहती है । भला कोई उन्हें समभाए, कि उस पूजाका रत्ती भर भी 
लाभ है? केवल'संमय को व्यर्थे करना, आडङम्बर,, पवळ्या और 
कोई धोखा मात्र है । ऐसी पूजा धर्म नहीं, अधर्म है । कम काण्ड, पूजा- 

. पाठ, मन्दिर गुरुद्वारे, ये सब तभी सार्थक हैं, जब कि ¡हमारा ध्यान 
हमारा चित्त प्रतिपल इश्वर में लगा रहे । वह हमें अपनी छाया की 
भाँति प्रतिक्षण अपने साथ अनुभव हो। हम प्रत्येक विचार, प्रत्येक 
कार्य इस भाव से करें कि परमात्मा हमारे सम्मुख है, किसी प्रकार 
की हमंसे भूल न ही जाय । इस प्रकार सतर्क और सजग रहकर, हर 
समय ईश्वर का ध्यान रखते हुए हम सत्कर्म करें, सद्विचार करें, , 
' सत्‌ वचन बोलें और अपनी समस्त इन्द्रियो द्वारा दूसरों को सुख व. 
लाभ पहुंचाने वाले कार्यों में व्यस्त रहें । यही सच्चा धर्म है। धर्म 
की भावना बिना, परमात्मा का ध्यान रखे बिना, सारे धर्म कमं, 

` सारी पूजा उपासना निष्फल है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 

“यः अक्षर प्राणीमात्र को व्यसनों से दूर रहने की चेतावनी देता 

_ है, क्योंकि व्यसन मनुष्य को अधर्म और पतन के गरतं में गिरा देते हें । 
मनीषियों ने कहा है -- 

योजन व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पु सस्तुशत्रुवः । 
'मिलित्वैतानि सर्वाणि समये घ्नन्ति मानवम्‌ । 
अर्थात्‌-मनुष्य को व्यसनों से योजन भर दूर रहना चाहिए, 
[. ६२. ॥ i 


(५० गायत्री मन्त्र के गृढ अर्थ 


क्योंकि वे मनुष्य मात्र के शत्रू हैं। ये सब मिलकर समय पाते ही 
मनुष्य का हनन कर डालते हैं अर्थात्‌ उसका विनाश कर डालते हैं । 

व्यसनों में गाँजा, भाँग, अफीम, तमाखू, चरस, शराब, आदि 
मादक द्रव्य तो प्रधान हैं ही, सिनेमा देखना, नाचरंग, वटेर मुर्ग व 
तीतर लड़ाना, ताश या जुआ खेलना, आदि भी ऐसे व्यसन हैं, जो 
कि मनुष्य को आधीन कर लेते हैं और उसके धन स्वास्थ्य समय 
आदि को नष्ट करते हैं। मन तंथा बुद्धि पर भी कुत्सित प्रभाव 
डालते हैं । कोई भी.दुव्यंसन एक बार लग जाय, तो उससे छुटकारा 
पाना कठिन हो जाता है । ये सब व्यसन क्षणिक उत्तेजना उत्पन्न 
करके शरीर की इद्रियों को और शिथिल बना देते हैं । अन्त में मनुष्य 
का स्वास्थ्य क्षीण होकर अन्त में वह अकाल ही काल के मुख में 
चला जाता है । 

अस्तु गायत्री मन्त्र का 'यः' अक्षर मनुष्य मात्र को ञ्यसनों से 
दूर व सावधान रहने का सन्देश देता है, क्योंकि ये व्यसन शरीर, मन 
तथा बुद्धि को क्षय करके उसे पतन के गतं में गिराने वाले घोर शत्रु 
होते हैं । 

गायत्री मन्त्र का 'न: अक्षर मनुष्य को प्रतिक्षण सचेत आर सजग 
रहने का सन्देश देता है । कहा है-- 

न शण्वेकामिमा वार्ता जमृतस्तव सदा भव । 
सप्रभादं नरं नून ह्याक्रामन्ति विपक्षिणः । 

अर्थात्‌ सुनो, सुनो, हमारी एक बात ध्यान से सुनो कि मनुष्य 
को हर समय सजग रहना चाहिए । प्रमादवश जो मकुरुध. सजग नहीं 
रहते, उन्हीं पर शत्रु आक्रमण कर देते हैं । 

गायत्री मन्त्र का न: अक्षर हमें वार २ चेतावनी देता है, कि 
असावधानी, आलस्य, प्रमाद आदि ऐसे अवगुण हैं, जो मनुष्य का 
अनजाने रूप से ही विनाश कर डालते हैं। यदि खान, पान, रहन, 


[ ६२ ] 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ` ५१ 


सहन, कामकाज और स्वच्छता व नियम संयम में असावधानी हो, 
तो अनेक रोग धर दबोचते हैं, स्वास्थ्य क शक्ति नष्ट कर डालते 
हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरादि मानसिक शत्रुओं की 
ओर से असावधान होते ही वे मन बुद्धि में कुविचार उत्पन्न करके 
मंनुष्य को अधःपतन की ओर घसीट ले जाते हैं। सांसारिक जीवों 
की ओर से असावधान होते ही चोरों, ठगों, धूर्त चालाकों, हिसक 
जीव जन्तुओं इत्यादि के द्वारा शारीरिक, आथिक अथवा अन्य प्रकार 
की हानि हो जाने का प्रतिक्षण भय है। यहाँ तक किदेनिक कार्यों 
को करते हुए भी यदि तनिक सी असावधानी हो जाय, तो प्राण- 
घातक दुर्घटनाएं हो जाती हें । स्टोब से जल कर मर जाना, बिजली 
का करेन्ट छ जाना, विषैले जीवों का भोजन में गिर जाने के कारण 
परिवार के परिवार मृत्यु के मुख में चले जाना, रेल या मोटर 
दुर्घटना द्वारा अनेक लोगो की मृत्यु हो जाना आदि असावधानी के 
कुपरिणास प्रतिदिन हम सबके सामने आते रहते हैं । 


गायत्री मन्त्र का 'प्र' अक्षर मनुष्य मात्र को उदारता का महान 
सद्गुण अपनाने की प्रेरणा देता हे । 
प्रकृत्या तु भावो दारो नानुदार: कदाचन्‌ । 
` चिन्तयोदार दृष्ट्यंव तेन चित्तं विशुद्धयति। 


अर्थात्‌- -प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से ही उदार होना चाहिए 
अनुदार कदापि नहीं बनना चाहिए । उदारता के दृष्टिकोण से ही 
हर चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध होता है । 

उदारता मनुष्य के स्वभाव का एक महान गुण है। दूसरों की 
भूलों, कमियों और अपराधों को क्षमा करते हुए स्वाभाविक रूप से 
उसका कल्याण चाहना और उसके साथ भलाई का ही व्यवहार 
करना, दूसरों के विचारों को सहिष्ण॒ता से सुनना और यदि उचित 


> 


हों, तो उन्हें मोनना, ये सब उदारता के लक्षण हें । अपनी बुद्धि, 
[ ६३ ] 


५२ १ ५ . गायत्री मन्त्र के गुढ अर्थ | 


विचार, धम, रीति मान्यता आदि को ही सर्वश्रेष्ठ व उचित मानकर 
दूसरों को मूर्ख, बुरा अथवा दोषी समभना अनुदारता है, दुराग्रह, 
घमण्ड, स्वार्थपरता, संकीर्णता, .असहिष्णुता, क्रोधान्धता, ग्रत्या- 
चारिता और अनाचारिता आदि अनुदारता के लक्षण हैं, पाशविकता 
है । अस्तु इन सब को त्यागकर उदारता का गुण धारण करना हमें 
इस मन्त्र का 'प्र अक्षर सिखाता है। - 0). 
“चो' अक्षर हमें सत्संग करने को प्रेरणा प्रदान करता है । विद्वानों 
का कथन है-- १ : 
चोदयत्येव सत्संगो धियमस्तु फलं . महत्‌ । 
स्वमतो . सज्जन विद्वान्‌ कुर्यात्‌ पर्यावृतं सदा । 
अर्थात--सत्संग ही हमारी बुद्धि को सुप्रेरणा देता. है, संसार | 
में सत्संग का फल अत्यधिक महान है । इसलिए विद्वांन मनुष्य वही 
है, जो अपने को सदैव सज्जन पुंरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात्‌ 
सत्पुरुषों का सदैव सत्संग करे । | 
. सत्संग की महिमा कां वर्णन करना व्यर्थ ही है । सभी धार्मिक 
ग्रन्थ सत्संग के गुणानुवाद से भरे पड़ हें । संगति का प्रभाव मनुष्य 
'के मन, बुद्धि और कर्मो पर निश्चित रूप से पडता है । जैसे व्यक्तियों 
की संगति करेगा, वैसे ही उसकी मनोवृत्ति हो जाती है। जुआरी | 
की संगति से मनुष्य जुआरी हो जाता है और शराबी का संग करने 
से शराबी । व्यभिचारी की संगति उसे व्यभिचार में प्रवृत कर देती 
है और साधु पुरुषों, विद्वानों, सज्जनों,. धार्मिकं- पुरुषों और 
महांत्माओं का सत्संग करने से मनुष्य की पतित मनोवृत्ति भी बदल. 
कर उसमें धामिकता, उदारता, सज्जनता, इंश्वर भक्ति, सत्कर्मों : 
की प्रेरणा आदि उत्तम गुणों, विचारों और कर्मो का प्रादुर्भाव होता 
है। कुपथगामी, नीच, दुष्ट क्रूर नराधम भी सत्संग के प्रभाव से 
महात्मा बन जाता है, सन्मागे पर ग्रा जाता है, मोक्ष को प्राप्त 
होता हे । | " 
| पश (०६८ ] ह 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ५३ 


छोटे शिशुओं के कोमल मस्तिष्क पर परिवारजनों और पड़ौसियों 
के व्यवहार संस्कार का अमिट प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा 
कत्तव्य प्रौर उत्तरदायित्व है, कि हम घर में स्वयं भी श्रेष्ठ आचरण 
करें, दूसरों को भी अच्छे आचरण करना सिंखाएं, ताकि छोटे शिशु 
भी स्वभावगत अनुकरण के कारण अच्छे आचरण सीखें । उनमें 

अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। कुछ बड़े होने पर उन्हें बुरे स्वभाव 

आर कुसंस्कारी बच्चों के कुंसंग से बचाएं, और अच्छे सुसंस्कारी 
सज्जन बालकों का साथ करने की प्रेरणा दें । 

बड़े पुरुषों को भी सदैब उत्तम सद्ज्ञान प्रदान करने वाली 
पुस्तकों का अध्ययन करना, उत्तम पुरुषों और गुणी महात्माओं का 
सत्संग करना, विद्वानों के साथ उठना बैठना और विचार विमं 
करना तथा मेष समय परमात्मा के भजन, और आराधना में लगाना 
चाहिए । किन्तु कुटिल, धूत, लोभी, लालची, मुखे, कुसंस्कारी, 
दुर्व्यसनी और दुराचारी व्यक्तियों का एक पल के लिए भी साथ नहीं 
करना चाहिए । 

द' अक्षर हमें श्रात्मदर्शन के महत्व का बोध कराता है। 
विद्वानों ने कहा है -- 


दशनं ह्यात्मनः कृत्वा जानीयादात्म - गौरवम । 
ज्ञात्वा नु तत्तदात्मानं पूर्णोन्नति पथं न येत्‌ । 


अर्थात्‌ -- ्रात्म दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहिचानो और 
उसे पहिचान कर ही आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलो। 

मनुष्य के शरीर में आत्मा का जो अस्तित्व है, वही परमात्मा 
है । आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसी की शक्ति है, उसीका अंश 
है, प्रत्युत आत्मा स्वयं परमात्मा है । परमात्मा का रूप होने के 
कारण आत्मा सत्‌ है, अनश्वर है, महान है । इस आत्मा के अस्तित्व 
के कारण ही प्रत्येक मनुष्य चाहे वह नीच से नीच, पतित से 


[S| 


५४ गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


पतित और दुराचारी से दुराचारी हो, भगवान का ही रूप है। उनकी 
बुद्धि, इन्द्रियों और मन को अवश्य बुराइयों ने, असत्‌ ने घेर लिया 
है, किन्तु आत्मा उसकी भी उसी प्रकार निर्मल और पवित्र है, जिस 
प्रकार किसी महात्मा की, देवता को, या स्वयं परमात्मा की । 
इस प्रकार ब्रह्म रूप सत्‌ आत्मा सदेव उत्तम पवित्र विचारों, सत्‌ 
वचनो और सत्कमों की ओर ही मनुष्य को प्रेरित करती है श्रौर 
उन्हीं में आनन्द की अनुभूति प्राप्त करती है । किन्तु ईश्वर की 
माया ऐसी बलवान है, कि ग्रज्ञानं का अन्धकार होते ही मनुष्य 
आत्मा के निर्देश और प्रेरणा की अवहेलना करके काम क्रोध लोभ 
मोह आदि के वशीभूत हो श्रधर्माचरण करने में प्रवृत्त हो जाता है । 
उसके मनबुद्धि आदि सब पर अन्धकार छा जाता है, किन्तु आत्मा 
सदैव निर्मल और पवित्र रहती है । ईश्वर भक्ति, प्रेम, श्रद्धा 
विश्वास, सत्संग, सद्ज्ञान अथवा सद्गुरु की कृपा से जैसे ही उसका 
अज्ञानांधकार दूर होता है, उसके मन बुद्धि इन्द्रियों आदि सब मैं 
आत्मा का धवल प्रकाश फल जाता है और वह कुमार्ग को त्याग कर 
धर्म मार्ग पर चलने लगता है । इस अपनी आत्मा के बल से हम 
इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, अस्तु 
जो ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले हमें अपनी हो आत्मा को 
पहिचानना, समझना उसकी प्रेरणा और आदेशानुसार आचरण 
व्यवहार करना चाहिए । अच्छे काम करने से आत्मा सुखी होती हैं, 
मनुष्य में आत्म गौरव, आत्म सम्मान, आत्म-विशवास और आत्म” 
विकास की भावना उत्पन्न होती है और यह भावना ही हमें ऊंचा 
उठाती है । बुरे कमं करने से आत्म ग्लानि, ग्रात्म क्लेश और आत्म 
हनन की भावना उत्पन्न हाती है जो कि अधर्म और पतन के गर्त में लें 
जाती है । - 
` अस्तु गायत्री मंत्र के इस 'द' अक्षर से प्राप्त आत्मज्ञान के बोध 
और सेन्देश को हमें भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए, क्योंकि 
alse) 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ धभ 
यही ज्ञान हमारी आध्यात्मिक उन्नति का समग्र और सर्वश्रेष्ठ 
सम्बल है । | 
गायत्री मंत्र का या! अक्षर मनुष्य मात्र को पिता के गुरुतर 
उत्तरदायित्व का बोध कराता है । लिखा है-- 
यायात्स्वोत्तरदायित्वं निर्वेहन जीवने पिता । 
कुपितापि तथा पापः कुपुत्रो$विर यथा मतः । 


अर्थात्‌-पिता का कर्त्तव्य है कि वह जीवन में-अपने महान 
उत्तरदायित्वों का पालन करे, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पाप 
भागी होता है, जिस प्रकार कि कुपुत्र । 

पिता घर का स्वामी, .शासक, संरक्षक और पोषक होता है । 
भरण-पोषण और सुख साधन जुटाना मात्र ही पिता का कत्तव्य नही, 
अपितु परिवार में अनुशासन, परस्पर आदर और स्नेह, मधुर 
व्यवहार, मृदुभाषण, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की. 
व्यवस्था, परस्पर प्रेम, त्याग, बलिदान, और एकता, दुष्टो से संरक्षण 
प्रदान करना, बुरे लोगों की संगसि से बचाना, जीवन में उन्हे 
सर्वाङ्गीण उन्नति करने की सुविधाएं और अवसर जुटाना, सद्गुण 
आर सद आचरण अपनाने की प्रेरणा देना इत्यादि-२ अनेक गुरुतर 
उत्तरदायित्व पिता के ही कंधों पर होते हैं और वह सुपिता कहलाने 
का तभी अधिकारी है जब कि समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा करे। 
यदि वह आलस्य, शिथिलता, धनोपाजेन के लालचवश, दुर्व्येसनों के . 
वशीभूत हो, कुसंगति में पड़कर अथवा अन्य किसी भी कारण से 
अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नही करता, तो उसे कुपिता ही कहा 
जायगा और ऐसा अनुत्तरदायी कुपिता भी उतना ही पापभागी और 
निन्दनीय होता है, जितना कि उद्दण्ड, दुराचारी, दुव्यंसनी, दम्भी, 
धूतं और पापी कुपुत्र होता है । . 

पिता के उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से पालन न करने के कारण 

[५७ | / 


शद | गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ 


ही उसकी सन्तान पतित और कुपथगामिनी हो जाती है और 
सामाजिक जीवन में बुराइयों को फंलाकर अपने साथ-२ समाज 
का, दूसरों का भी अहित करती है । प्राय: सन्तान अपने पिता के 
कुविचारों, कुसंस्कारों और कुव्यसनों के प्रभाव और अन्धानुकरण 
से भी कुपथगामी हो जाती है और फिर ऐसा कुपुत्र बड़ा होकर 
अपने माता-पिता के साथ भी वैसा ही आचरण करता है, जैसा कि 
दूसरों के साथ । तब वे मूढमति माता-पिता पुत्र को तो कुपुत्र 
कहकर निन्दा करते हैं, सिर पीटते हैं, रोते हैं और अपने भाग्य को 
-कोसते हैं, किन्तु यदि प्रारम्भ से ही वे अपना उत्तरदायित्व निभाते 
हुए, पुत्र को अनुशासन में रखते, उसमें अच्छे गुण और संस्कार 
उपजाते, तो उन्हें बुढ़ापे में ये दुदिन क्यों देखने पडते । प्राय: ग्रज्ञानी 
पिता मोह के वशीभूत हो बाल्यावस्था में बच्चे के प्रत्येक हठ को 
पूरा करते हैं, उनमें उपजती हुईं बुराइयों पर वे हंसं-२ कर आनन्द 
लेते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते और जब वे बुराइयाँ पनपकर 
बढ़ जाती है, बच्चा बड़ा होकर सशक्त और आत्मनिर्भर हो जाता 
है, तब वे ही बचपन की बुराइयाँ वह हठघामियाँ उनके लिए 
शूल बन जाती हैं । 
अस्तु गायत्री महामंत्र का. 'या' अक्षर पिता के महान उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने के प्रति मनुष्य मात्र को सजग रहने का 
सन्देश देता है । क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी शिथिलता होने से स्वयं 
उसका, परिवार का, सन्तान और भावी सन्तानों का तथा समस्त 
मानव समाज का घोर ग्रहित और विनाश होता है । यदि प्रत्येक 
पिता सुपिता हो जाय, तो निश्चय ही भूलोक से बुराइयो का अन्त 
होकर यह धरा स्वर्ग बन जाय । यहाँ दुख और कष्ट का नाम भी न 
रहे । आवश्यक नहीं कि पिता प्रकाण्ड विद्वान ही हो । किन्तु उसमें 
इतनी समझ अवश्य हो, कि वह भले और बुरे में भेद कर सके । | 
स्वयं घर में अच्छे आचरण करे, सबको अच्छे मार्ग पर चलाए और 
| हा 


गायत्री मन्त्र के गृढ़ अर्थ र १७ 


सन्तान में सन्माग पर चलने की प्रेरणा और मति उत्पन्न कर दे । 
जब उसके संस्कार अच्छे होंगे, स्वभाव और रुचि पवित्र होगी, तो 


ज्ञान तो वह स्वयं प्राप्त कर लेगा। और सन्मार्ग पर चलते हुए | 


भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति करेगा । 
- गायत्री मंत्र के अन्तिम अक्षर 'त' में निहित गूढ़ भाव बताते हुए 
आचार्यों ने लिखा है-- 
` तथा चरेत्सदान्येभ्यो वाञ्छन्त्यैयंथा नर: । 
नम्रः शिष्टः कृतज्ञश्च: सत्य साहाय्यवान्‌ भवेत । 
ग्रर्थात्‌--मनुष्य दूसरों द्वारा अपने प्रति जैसे व्यवहार की इच्छा 
रखता है, उसे स्वयं दूसरों के ग्रति वेसा ही व्यवहार करना चाहिए । 
, उसे सबके प्रति विनम्र, शिष्ट, कृतज्ञ, और सच्चाई के साथ सहयोग 
की भावना वाला होना चाहिए । | 


संसार में मनुष्य को परस्पर व्यवहारे करने की कितनी सुन्दर 
शिक्षा मिलती है । 'व्यवहार' का इससे उत्तम अन्य कोई रूप हो ह 
नहीं सकता । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से यही अपेक्षा रखता है 
कि वे उसका आदर मान करें, शिष्टता पूर्ण व्यवहार करें, प्रेम करें, 
विपत्ति काल में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, उससे अनजाने में कोई भूल 
हो जाय, तो क्षमा करदे, लेन देन में सच्चाई और ईमानदारी का 
व्यवहार करें, उसकी बहू बेटियों को श्रपनी बहू बेटी के रूप में देखें, 
उनपर कुदृष्टि न डाल, इत्यादि-२ । किन्तु यदि प्रत्येक मनुष्य जो 
अपेक्षाएं दूसरों से रखता है यदि स्वयं भी दूसरों के प्रति ठीक वैसा 
ही व्यवहार करे, तो प्रत्येक मनुष्य देवता हो जाय और यह पृथ्वी 
प्रेम, सुख, शांति और सद्गुणों की खान बन जाय । परन्तु-होता 
इसके विपरीत है । मूर्ख लोग, दूसरों से तो अच्छे व्यवहार की अपेक्षा 
करते हैं, किन्तु स्वयं लोभ लालच, मद, अभिमान, क्रोध, काम आदि 
के वशीभूत हो मनमाने ढंग से दुर्व्यवहार करते हैं और प्रतिकार में 

[६६ 


पर्द गायत्री मन्त्र के गूढ़ ग्रर्थ 


जब उन्हें दूसरों से वेसा ही व्यवहार मिलता है, तो बोखला जाते हैं, 
तब दुखी होते है, क्रोध से पागल हो उठते हें । उनसे पूछो--अरे 
भाई ! यदि तुम स्वयं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो 
तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार क्यों कर करे ? 

अस्तु हमें सदेव गायत्री मंत्र को “पारस्परिक व्यवहार! के प्रति 
अनूठी और कल्याणकारी शिक्षा को ध्यान में रखकर उसे अपने 


आचरण और व्यवहार में अपनाना चाहिए । इसी में हमारा भी 


सुख व कल्याण है और दूसरों का भी । दूसरों के दोष निकालने से 
पूर्वं हमें अपने दोषों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए । 


गायत्री महात्म्य चिन्तवन 


वेदों, शास्त्रों स्मृतियों, पुराणों गीता, उपनिषदों आदि में महा- 


शक्ति जगदम्बा गायत्री का महात्म्य जिन शब्दों में वर्णन किया गया 
गया है, उसकी एक झलक शङ्कालुजनों की शङ्का निवारणार्थ तथा 
भक्तजनों की श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने हेतु यहाँ प्रस्तुत की 
जा रही है, कृपया अवलोकन करें और आदि-शक्ति गायत्री के 
स्वरूप को समझें । 


१-शिव पुराण में वर्णन है-भगवान शङ्कुर पार्वती जी को अपना 
अत्यन्त गुप्त और गूढ़ रहस्य प्रकट कते हुए कहते हे-- 
गायत्री वेदमातास्ति साद्या शक्तिमंता भुवि 
जगतां जननी चैव तामुपासेऽहमेव हि: । 


अर्थात्‌- गायत्री चारों वेदों की माता (जननी ) है, भू लोक 


पर वह ग्राद्या-शक्ति है । वह ही इस समस्त जगत की माता है, मैं 
उसी को उपासना करता हूं । और-- 

गायत्र्येव तपो योगः साघनं ध्यान मुच्यते । 

सिद्धिनां सा माता. नातः किचिद्‌ वृहत्तरम । 


1020 $॥ 


धृ 


गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ ५६ 


अर्थात्‌ - गायत्री हो तप है, गायत्री ही योग और साधन है, 
गायत्री ही ध्यान है और वही समस्त सिद्धियो की माता है । गायत्री 
से बढ़कर कोई अन्य देवता नहीं । 
साथ ही भगवान शङ्कर कहते हें- 
गायत्री साधना लोके नमस्यापि कदापि हि। 
याति' निष्फलता मेतत्‌ श्रुवं सत्यं हि भूतले । 


अर्थात्‌--संसार में कभी भी किसी की गायत्री साधना कदापि 


निष्फल नहीं होती, यह पृथ्वी लोक पर ध्रव सत्य है । 


२-शंख-स्मृति में गायत्री की महिमा का गुणगान इन शब्दौं में 
मिलता है :-- 
गायत्री वेदजननी च गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम । 
श्रर्थात्‌--गायत्री वेदमाता है, गायत्री समस्त पापों को नष्ट 
करने वाली है, इहि लोक और परलोक दोनों में गायत्री से उत्तम 
पवित्र करने वाला और कोई नहीं । : 


३-अ्रथरवं वेद में गायत्री की स्तुति करते हुए लिखा है-- 

“स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 

भ्रायुः प्राणः प्रजां पशु कीति द्रविणं ब्रह्मावर्चंसं । 

श्रर्थात्‌--मैं वेदमाता गायत्री की स्तुति करता हूं, जो वरदान 
देने वाली हैं, द्विजों को पवित्र करने वाली तथा प्रेरणा देने वाली 


हँ । आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीति धन और ब्रह्मतेज प्रदान कर 


गायत्री माता ब्रह्मलोक को प्राप्त करावे । 
४--गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं :-- 
_ गायत्री छन्दसामहमः 


श्र्थात्‌--छन्दों में मैं गायत्री हूं । 


७१ 


० गायत्री मन्त्र के गूढ़ अर्थ । 


५--मनुस्मृति में गायत्री का महत्व दरशाते हुए लिखा है :-- 
'एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायाम: परन्तपाः 
सावित्र्यास्तु परन्नास्ति पावनं पर स्मृतम । 


अर्थात्‌--एकाक्षर ॐ परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और 


गायत्री मन्त्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मन्त्र नहीं । 
रौर जप्येनैव तु संसिद्धयेत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्नैत्रो ब्राह्मण उच्यते । | 
श्रर्थात्‌-ब्राह्मण अन्य कोई जप तप करे या न करे, किन्तु वह 
केवल गायत्री उपासना से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 
अस्तु हे विद्वजन ! ३ । 
उपरोक्त उदाहरणों से आप भली प्रकार समझ सकते हें कि 


* > गायत्री की शक्ति, महात्म्य और कल्याणकारी उपयोगिता अपार है, 


अद्वितीय है, विश्व में प्राणिमात्र के लिए गायत्री माता की उपासना 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ 
अवलम्बन है । वह द्विज द्विज नहीं, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, जो 
गायत्री की नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास सहित उपासना 
नहीं करता । उसका जीवन निष्फल है, चाहे वह चारों वेदों का 
ज्ञाता हो। गायत्री की महिमा अनन्त है, जैसा कि आप पुस्तक में 
वर्णित गायत्री जी के महात्म्य और शक्ति के विषय में जानेंगे, किन्तु 
यह ध्रुव सत्य है कि-- 

गायत्र्यास्तु पर्र नास्ति दिव चेह न पावनम । 

हस्तत्राणप्रदां देवी पततां नरकाणेवे । 


--नरक सागर में डूबते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली 
गायत्री के समान पवित्रकारिणी शक्ति न तो पृथ्वी पर दूसरी है और 
न ही स्वगं लोक में । 

) [ ७२ | 


वेदमाता गायत्रीं: 


# गायत्री मन्त्र की अनन्त गुप्त शक्तियाँ 
तथा गायत्री साधना के प्रत्यक्ष लाभ 


ॐ तन्त्रोक्त गायत्री-सिद्धि साधना और 
उसके फलितार्थ 


अ गायत्री के आध्यात्मिक रहस्य ऋषि 
मुनियों व वेद पुराणों, हारा गायत्री 
महात्म्य का वर्णन 


— तक ४ तका आजा जना जक आओ जाला 


गायत्री मंत्र की अनन्त गप्त शक्तियाँ 


काना 


ज्जः 


बृपायत्री मंत्र के गर्भ में अनन्त शक्तियाँ छपी हई है. जिसका ग्राज 
तक कोइ पार नहीं पा सका हे । अगणित ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा 
विद्वान, घर्माचार्यं और भक्तजन ्रादि काल से गायत्री की साधना 
करते आए हैं और उससे उन्हें नाना प्रकार की दिव्य और अलौकिक 
शक्तियाँ प्राप्त होती रही हैं । जब माता गायत्री स्वयं ब्रह्मरूपिणी है 
तो ऐसी कोई दिव्यशक्ति नहीं, ऐसा कोई दिव्य ज्ञान नहीं, जो 
गायत्रो साधना से प्राप्त न हो सके । वस्तुतः कुछ काल तक पूर्ण 
निष्ठा, विश्वास, भक्ति और तन्मयता के साथ गायत्री मंत्र की 
साधना करने से मनुष्य की आत्मा पर पड़ा हुआ माया मोह का 


मला पर्दा दूर हो जाता है, उसको बुद्धि आत्मा के तेज से चमक 


उठती है और इसी प्रकार निरन्तर साधना से जब उसकी आत्मा 
नितान्त निर्मल होकर अपने पूर्ण ग्रौज और तेज को फेलाती है, तो 
उसे अपने ग्रन्तःकरण में साक्षात्‌ ब्रह्म का दर्शेन या ग्राभास होने 
लगता है । यहाँ।गायत्री मंत्र साधना से प्राप्त कुछ शक्तियों-गुणों का 
बोध कराया जा रहा 


गायत्री मंत्र साधना के कुछ प्रत्यक्ष लाभ 
(१) गायत्री मंत्र की साधना करने वाले व्यक्ति के ललाट और 
मुखमण्डल पर एक विशेष प्रकार का तेज और आकर्षण उत्पन्न 
हा जाता है, नेत्रों में एक दिव्य ज्योति उत्पन्न होती है, वाणी में 
प्रभाव, गम्भीरता और सत्यता प्रगट होती है, उनके सम्पर्क में आने 
वाला कोई व्यक्ति प्रभाबित हुए बिना नहीं रह सकता । 


[ ७४] 


वेदमाता गायत्री ; ७ 


(२) गायत्री मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति कुछ काल 
उपरान्त ही अपने भीतर एक दिव्य शक्ति, तेज और प्रकाश का 
अनुभव करने लगता है । उसके अंग-२ में एक देवी शक्ति का 
प्रादुर्भाव हो जाता है, ज़िसके द्वारा वह असम्भव प्रतीत होने वाले 
कार्य करके लोगों को चमत्कृत कर देता है । 

(३) उसकी, मनोवृत्ति स्वतः निर्मल होकर बुराइयों की ओर | 
से विमुख होने लगती है और शुभ कार्यो को और प्रेरित होने 
लगती है । यदि भूल से कोई बुराई हो भी जाय, तो मन में भारी 
पश्चात्ताप होता है । | 

(४) वह जिस स्थान पर रहता है, उसके आस पास का भी 
स्थान एक्‌ अद्भुत शांति, पवित्रता, स्निग्धता, सौम्य तथा सात्विकता 
से ओत-प्रोत हो जाता है । वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा 
अनुभव होता है, मानों वह किसी देवस्थान अथवा किसी तपस्वी के 
आश्रम में ग्रा गया हो । 

(५) गायत्री साधक कुछ कालोपरान्त उस अवस्था में पहुँच 
जाता है, कि सांसारिक माया-मोह की लिप्तता क्षीण या समाप्त 
आय हा जाती है। उसेन सुख वभव में हर्ष होता है, और न 
विपत्ति या कठिनाई में दुख का अनुभव होता है । वह हर समय धीर, 
स्थिर, शांत और प्रसन्नचित्त दिखाई देता है । | 

(६) वह अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन 

गुप्त से गुप्त भाव को भी तत्काल जान लेता है। उसके अच्छे 
बुरे विचार, गुण, दोष, आचरण आदि को अपनी सुक्ष्म दृष्टि द्वारा 
इस प्रकार देखने और जानने लगता है, मानों वह उस व्यक्ति के 
मन के भीतर ही बैठा हुआ सब कुछ जान रहा है । 

(७) इसी प्रकार गायत्री साधक अपने विचारों और भावों को 
दूसरों के मन में बिना बताए अथवा विना किसी अन्य साधन के 
प्रवेश कस सकता है । 

७५ ] 


h 


८ वेदमाता गायत्री 


(८) उसकी वाणी में इतनी सत्यता और शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है कि उसके मुख से निकलने वाले वचन कभी भूठ नहीं 
होते । वह क्रोधित या दुखी होकर जिसे शाप दे देता है, उसका 
अनिष्ट . अवश्यम्भावी है और प्रसन्न होकर जिसे आशीर्वाद दे दें, 
उसका मंगल निश्चित रूप से होता है । 

(&) गायत्री साधक की दिव्य सूक्ष्म दृष्टि भूत, वर्तमान और 
भविष्य तीनों कालों में होने वाली घटनाओं को कभी भी बेठे-२ देख 
सकती है । प्रारम्भ में उसे भावी घटनाओं का अस्पष्ट सा आभास 
होता है और फिर झरने: शरन: उसे सव कुछ स्पष्ट दिखाई देने 
लगता-है । - 

(१०) गायत्री साधक ग्रपने तप, आयु या शक्ति का एक अंश 
किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है और इस प्रकार दूसरे दुबेलो, 
रोगियों, मरणासन्न व्यक्तियों आदि का हित कर सकता हे । 

(११) उसे ध्यानावस्था, स्वप्नावस्था अथवा जागृत अवस्था 
में नाना प्रकार के दिव्य प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियाँ तथा वाणियाँ 
आदि सुनाई पड़ती हैं, जिनके द्वारा उसे ब्रह्माण्ड के अनेक अद्भत 
अलौकिक अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त होते हैं | 

(१२) गायत्री मंत्र की तान्त्रिक पद्धति से साधना करने वालों 
को किसी भी व्यक्ति को मांरने, जीवित कर देने, वशीभूत करने 
आधीन करने, गुप्त करने या प्रकट करने आदि की अलौकिक 

` शक्तियाँ प्राप्त होती है, ऐसा प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन मिलता है, किन्तु 
साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है, किःइस प्रकार प्राप्त हुई देवी 


शक्ति का सॉसारिक लाभों के लिए प्रयोग सर्वथा वर्जित हैं । किसी | 


को दुर्भावना वश हानि पहुंचाने वाला ऐसा साधक अपनी शक्ति 
गंवा कर अन्त में घोर यातनाओं को प्राप्त होता है । 

उक्त १२ प्रकार के लाभ अथवा सिद्धि लक्षण तो स्पष्ट रूप से 
गायत्री साधक में परिलक्षित होते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त और भी 


[ ७६ .] 


वेदमाता गायत्री & 


अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ उसमें प्रस्फुटित हो. जाती हैं, जो कि 
उसकी बुद्धि, अन्त: करण और शरीर में चमत्कारी सिद्धियाँ उत्पन्त 
कर देते हैं । वह नारद जी के समान उस दिव्य शक्ति द्वारा तीनों 
लोकों में सूक्ष्म रूप में विचरण कर सकता है, देवताओं और साक्षात्‌ 
भगवान का साक्षात्कार कर सकता है । किन्तु ऐसी उत्कृष्ट शक्ति 
तभी प्राप्त हो सकती है, जवकि भ्रन्तःकरण सांसारिक माया-मोह्‌ 
से नितान्त रहित; परम पवित्र, श्राध्यात्मिक ज्ञान वल से परिपूर्ण 
और ईश्वर व धर्म में पूर्णतया लीन हो जाता है । क्योंकि वह तो 
सिद्धि की पराकाष्ठा है | उसे प्राप्त करना बच्चों का खेल नही । 
जन्म-जन्मातरों के तप और साधना के उपरान्त ऐसी शक्ति व सिद्धि 
प्राप्त होती है.। किन्तु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि 
यह कोई असम्भव वात नहीं है । गायत्री मंत्र और गायत्री माता में 
वह शक्ति है, जिसकी साधना द्वारा यह सव कुछ प्राप्त हो 
सकता है । 


सांसारिक घ्रयोजनों के लिए गायत्री साधना 

गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है श्रौर इसमें अनन्त शक्ति भरी हुई 
है, अस्तु सांसारिक जीवन में भी गायत्री मंत्र साधना द्वारा अनेक 
प्रकार के लाभ और प्रयोजन सिद्ध होते हैं, यदि व उपयुक्त विधि 
विधान द्वारा किए जांय । यहाँ कुछेके साधकों द्वारा अनुभव-सिद्ध 
तथा प्राचीन ग्रन्थों में वणित विविध प्रयोजनों की सिद्धि के लिए 
किए जाने वाले उपयुक्त विधि विधान लिखे जा रहे हैं, जिनसे 
निष्ठावान साधक पर्याप्त लाभान्वित होंगे । किन्तु यहाँ एक बार 
हम पुनः सावाधन कर देना चाहते हैं, कि अपवित्र शारीर, मन और 
अपवित्र भावना से, उचित अधिकारी न होने पर, किसी का भी 
अहित करने का विचार लेकर, किसी भी प्रकार का ग्राथिक लोभ 
लालच' मन में रखकर उस सावना को करने वाला साधक अपना 


[ ७७ | 


१० - | वेदमाता गायत्री । 


ही भारी अनिष्ट कर लेगा । ये दैवी शक्तियाँ तो साधु भाव से 
दूसरों का कल्याण करने की इच्छा से स्वयं अपने लिए किसी भी 
प्रकार का लोभ लालच अथवा इच्छा न रखकर पवित्र शरीर व अन्त: 
करण से उचित ग्रधिकारी द्वारा किए जाने पर सिद्ध होती है और 
तभी उनसे लाभ पहु चता दे । 
गायत्री साधन के लिए उपयुक्त और अधिकारी साधक कोन हे, 
जिसे गायत्री को शक्ति एक लघु सीमा तक सिद्ध हो सकती है, यह 
भली प्रकार समझ लीजिए : -- 
(१) यज्ञोपवीतधारी तथा उसके नियम धर्म का पालन 
पवित्रता के साथ करने वाला द्विज हो । ॥ 
(२) कम से कम गायत्री मंत्र की एक'माला जिसने वारह वर्ष 
_ तक निरन्तर रूप से नियम पूर्वक जपी हो । 


( ३ ) साथ ही जिसने कम से कम & वर्ष तक गायत्री की 
ब्रह्म-संध्या को नियय पूर्वक किया हो । . 
(४) कम से कम पांच वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हए 
जिसने प्रति-दिन एक हजार बार मंत्र का जप किया हो । | 
(५) अथवा २० लाख गायत्री जप का अनुष्ठान जिसने 
विधिविधान और नियमपूर्वक पूरा कर लिया हो । 
उक्त प्रकार के व्यक्ति ही गायत्री सिद्धि के उपयुक्त अधिकारी 
हो सकते हैं। गायत्री मंत्र सिद्धि हो जाने के पश्चात्‌ उनसे निम्न 
विधान द्वारा अनेक सांसारिक शुभ प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं । 
असाध्य रोग निवारण करने के लिए :-- 
किसी अन्य रोगी को रोग मुक्त करना हो, तो हरे वस्त्र धारण 
करने वाली बल पर सवार गायत्री के रूप का ध्यान करते हुए मन 
ही मन गायत्री मंत्र का जप करें और रोगी के पीडित अंग पर 
हाथ फेरते हुए, ध्यान जमाकर तथा जल अभिमंत्रित करके छिड़कें, 
| [Noes 


वेदमाता गायत्री ११ 


तथा इसी विधि से तुलसी दल ओर काली मिर्च. गयाजल में पोसकर 
अभिमंत्रित करके रोगी को 'पिलाएं । मंत्र जाप के मध्य एक बार 

मंत्र पूर्ण होने पर बीच में 'बीज मंत्र' का सम्पुट देकर तब दुबारा 
मंत्र आरम्भ कर । कफ प्रधान रोगों में एं वीज मंत्र का सम्पुट दे । 
पित्त जनित रोगों में 'ऐ' तथा वात जनित गर विपजनित रोगों में 


हूँ बीजमंत्र का प्रयोग करें । 

यदि स्वयं -रोग-ग्रस्त हो, तो शैया पर पड़े-२ ही मन हो मन 
गायत्री मत्र का पूर्वोक्त विधि से जप करते रहें । इस प्रकार गायत्री 
मंत्र की शक्ति असंदिग्ध रूप से चमत्कारी लाभ प्रकट रूप से 
दिखातो है ।. भ्रनेक ऐसे असाध्य रोगी, जिन्हें बडे-२ डाक्टर जवाब 
दे चुके थे, इस महामंत्र की शक्ति द्वारा पूर्णतया नीरोग हो चुके हैं | 
भुत प्रेतादि की छाया दूर करने के लिए-- 

यद्यपि आजकल के अंग्रेजी पढ़े नवयुवक भूत-प्रेतादि को नहीं 
मानते, किन्तु" जव प्रत्यक्ष रूप से ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, तो 
मानना ही पड़ता है । भूत-प्रेतादि की छाया का प्रभाव होने पर 
भला चंगा मनुष्य सहसा उन्मादियों जैसी विलक्षण चेष्टाएं और 
क्रियाएं करने लगता है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस पर किसी 
अन्य श्रदृश्य आत्मा (जीव) ने अधिकार जमा लिया है । 
इस प्रकार से किसो भी स्त्री-पुरुष, बालक या पशु पर भूत-प्रेत 


“की छाया हो जाने पर गायत्री का पवित्रता के साथ हवन करना 


सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उस समय सतोगुणी हवन सामग्री द्वारा विधि 
पूर्वक यज्ञ करे और छाया से ग्रसित रोगी को हवन कुण्ड के पास ही 
विठाले । हवन की अग्नि में तपाया हुआ पानी रोगी के मुख में 
डाल । यज्ञ को भस्म (राख ) उसके हृदय, ग्रीवा, मुख, नेत्र, नासिका 
मस्तक आदि पर लगाने से. भी भूत-प्रेत की छाया हट जाती है और 
रोगी स्वस्थ चित्त व सामान्य अवस्था में आ जाता है! 

॥ ७8) 


१२ वेदमात गायत्री 


दरिद्रता निवारण के लिए :-- 
घर में घोर दरिद्रता छा गईं हो, आय के साधन छिन्न-भिन्त 
हो गए हों, वच्चों का पालना भी दूभर हो रहा हो, कोई काम या 
व्यापार करे, तो लाभ प्राप्त होने के वजाय हानि हो जातो हो, ऋण, 
वेकारी, आदि के चंगुल में फंस गया हो, उस दशा में गायत्री मंत्र 
की साधना वड़ा चमत्कारी प्रभाव प्रकट करती टे, कुछ दिनों में ही 
प्राय के नए-२ साधन जुट जाते हैं, आथिक कष्टों, अभावों और 
दरिद्रता का नाश होकर घर में सुख, सम्पत्ति और शांति का 
प्रादुर्भाव होने लगता है । 
इसके लिए गायत्री की श्वी' शक्ति की उपासना करनी चाहिए 
और प्रत्येक मंत्र जाप के पश्चात्‌ तीन वार 'श्री' का सम्पुट लगाना 
चाहिए । यथा सम्भव साधना के समय पीले वस्त्र, पीला यज्ञोपवीत 
पीला तिलक, चन्दन, व आसन, पीले पुष्प आदि का ही प्रयोग करना 


चाहिए । सम्पूर्ण शरीर पर हल्दी मिले हए तेल की मालिश करनी | 


चाहिए और रविवार के दिन उपवास रखकर पीले ही रंग का 
फलाहार ग्रहण करना चाहिए । उस साधना में पीताम्वर धारिणी 
गजवाहिनी गायत्री के स्वरूप का ध्यान व चिन्तन करना चाहिए । 
पीतवर्ण लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, अस्त इस प्रकार पवित्रता व 
निष्ठा के साथ विधिविधान पूर्वक गायत्री मंत्र का जप साधन करने 
स मनुष्य की कठिनाइयां दूर होती हैं, दरिद्रता का नाश होकर धन- 
धान्य और सुख सम्पत्ति की वृद्धि होती है । उस साधना में सन्तोष 
जनक फल प्राप्त करने के लिए साधक के मन में अगाध श्रद्धा और 


hod क 


अखण्ड विश्वास होना परम आवश्यक है क्योंकि विश्वासं फल 


दायकम्‌ होता है 1. 
सन्तान प्राप्ति के लिए :-- 
यदि किसी माता-पिता के सन्तान न होती हो, अथवा सन्तान 


NSS 


वेदमाता गायत्री | १२ 


हाकर मर जाती हो, ग्रथवा लड़कियाँ हो लड़कियाँ होती हों और 
वे पुत्र का मुख देखने के लिए तरस रहे हों, तो माता भगवती 
गायत्री की उपासना से उनका दुख दूर होकर सन्तान लाभ या पुत्र 
लाभ प्राप्त हो सकता है । 


इस प्रयोजन सिद्धि के लिए माता-पिता दोनों को ही पूर्ण निष्ठा 
भाव से माता पर अनन्य श्रद्धा और अंडिग विश्वास रखते हए 


उपासना करनी चाहिए और उनसे दया कृपा की भिक्षा मांगनी 
चाहिए । साधना की विधि इस प्रकार है :- 
नित्य प्रातः काल शौचादि से निवृत्त हो स्नान कर तथा धले हए 
स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर 
बठ और आँखें बन्द करके अपने चित्त व ध्यान को श्वेत वस्त्र 


- धारिणी किशोर ग्रायुवाली, कमल का पुष्प हाथ में धारण किए हुए 
भगवती गायत्री के रूप में एकाग्र कर, तथा चन्दन की माला हाथ में 


लेकर गायत्री मंत्र का जप करे । प्रत्येक बार मंत्र की समाप्ति पर 
'ए' बीज के तीन सम्पुट लगाते जाएं । 

नासिका द्वारा दीर्ध श्वास खीचकर पेड तक ले जाएं और पेड 
को जितना वायु से भरा जा सके भरें । फिर श्वास रोककर ये 
बीज मंत्र का सम्पुट सहित कम से कम एक और अधिक से अधिक 
तीन बार जप करें। उपरान्त धीरे-२ श्वास को बाहर निकालें । 
इस प्रकार पेड्‌ में गायत्री की शक्ति का आकर्षण और धारण कराने 
वाला यह प्राणायाम दस बार कर । अन्त में अपने वीर्य कोष तथा 
स्त्रियाँ गर्भाशय में शुभ्रवणे ज्योति का ध्यान करें। तथा साधना 
काल में प्रत्येक रविवार को दूध, चावल, दही आदि श्वेत वस्तुओं 
का भोजन करें । - 

इस विधि-विधान सहित माता गायत्री को उपासना निरन्तर रूप 
से करते रहने' पर सन्तानहीन माता पिता को भी सुन्दर, स्वस्थ, 
` तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणवान पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, तथा 
[00001 


१४ वेदमाता गांयत्री 


जिसकी सन्तान उत्पन्न होकर अकाल मृत्यु के मुख में चली जाती 
हो, उनकी सन्तान मां की कृपा से सुरक्षित रहकर दीर्घे जीवन प्राप्त 
करती है । विशवास रखिए, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जो माँ 
भगवती गायत्री की कृपा से न मिट सके । 


राज-काज में सफलता प्राप्त करने के लिए :-- 


न्यायालय में चल रहे मुकदमे में जीत के लिए, सरकारी नौकरी 
प्राप्त करने के लिए, अफसरों से साक्षात्कार में सफल होने के लिए, 
सरकारी अधिकारियों से अपने मनोनुकूल कार्य सिद्धि तथा लाइसेन्स, 
परमिट, कोटा आदि प्राप्त करने के लिए, तात्पर्यं यह कि सरकारी 
कार्यालयों या अधिकारियों से वांछित निर्णय प्राप्त करने के लिए 
गायत्री साघनग सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है । रिश्वत, सिफारिश 


` भाग दौड, भ्रष्टाचार आदि का सहारा न लेकर यदि निर्मल अन्तः 


करण से माँ गायत्री की शरण गहे, तो निश्चय ही सफलता प्राप्त 
होती है । 
इस प्रयोजन सिद्धि के लिए साधक को यह देखना चाहिए कि 


उसका कोन सा स्वर चल रहा है । यदि दाहिना स्वर चल रहा हो, 


तो पीतवर्ण ज्योति का ध्यान करें और यदि बायाँ स्वर चल रहा हो, 
तो हरे रंग की ज्योति (प्रकाश )"ग्रर्थात्‌ “३9 भूर्भवः स्वः तपः जनः 
महः सत्यम्‌ लगाते हुए मन ही मन वारह बार जप करे । जप करते 
समय साधक की दृष्टि उस हाथ के अंगूठे पर जमी होनी चाहिए 
जो कि स्वर चल रहा हो । इस प्रकार नित्य नियम पूर्वक साधना 
करने के पश्चात्‌ जब कार्य-सिद्धि के हेतु किसी अधिकारी या 
कार्यालय में जाए अथवा प्रार्थना पत्र आदि लिखे तो प्रविष्ट होने से 
पूर्व पहले मां गायत्री के स्वरूप का चिन्तन करते हुए उससे कार्य 
सिद्ध करने के लिए प्राथना करे । माँ भगवती ने चाहा, तो उसकी 
पा से मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी । 


[ ८२ | 


वेदमाता गायत्री १५ 


शत्रुता मिटाने और मित्रता बढ़ाने कै लिए :-- 

संसार में मोह माया, लोभलालच और धनलोलुपता आदि 
मनुष्य के इतने प्रवल शत्रु हैं कि भाई भाई में बैर करवा देते हैं, 
पड़ोसी को पड़ोसी का शत्रु बना देते हैं और बाप बेटों को परस्पर 
लड़वा देते हैं । धन सम्पत्ति के लालच में वे मारपीट, मुकहमेबाजी, 
मनेमुटाव और घृणा बैमनस्य आदि के जंजालों में फंस कर सदैब 
के लिए एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। उस दशा में यदि आप बुद्धि 
विवेक से काम लेकर पारस्परिक शत्रुता आदि आए दिन का झगडा 
क्लेश और घृणा का वातारण समाप्त करना चाहते हैं और आप के “ 
अन्य सब प्रयास निष्फल हो चुके हैं, तो माँ भगवती की शरण में 
आइए । नियम विधान पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करिए । सद्बुद्धि 
दात्री गायत्री माता आपके घोरतम शत्रुओं को भी सद्बुद्धि और 
सत्प्रेरणा देकर हृदय परिवर्तन कर देंगीं और वे शत्रुता का .भाव 
त्यागकर प्रेम, आदर और सहिष्णुता का व्यवहार करने लगेंगे । यहाँ 
तक कि माता गायत्री की उपासना, यज्ञ, हवन और जप यज्ञ आदि 
करने से पडौसी शत्रु-राष्ट्र भी मित्र-राष्ट्र बन सकते हैं। आपकी 
साधना उत्कृष्ट होनी चाहिए । 

उसकी विधि यह है कि पश्चिम दिशा में मुख करके नित्य प्रातः 
पवित्र मन, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र और पवित्र निष्ठा के 
साथ आसन पर बेठ लाल चन्दन की माला हाथ में लेकर गायत्री 
मंत्र का जप करें और प्रत्येक मंत्र के अन्त में चार बार क्लीं 
बीज मंत्र का सम्पुट देते जायं । यदि ऊन का आसन विछा कर तथा 
माथे पर गायत्री यज्ञ की भस्म का तिलक धारण करके जप करें 

तो अत्युत्तम है । जप के समय चित्त को लाल वस्त्र धारिणी, 

` सिहवाहिनी, खड्गहस्ता मां दुर्गा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए 
और उसी रूप का चिन्तन व ध्यान करना चाहिए । 

अब जिस व्यक्ति का हृदय-परिवर्तेन करना हो, जिसके मन कां 


[ ८३ |] 


१६ वेदमाता ह १ 


शत्र-भाव मिटाकर मित्र भाव जगाना हो, उसका नाम पीपल के | 


पत्ते पर लाल चन्दन से ग्रनार की लकडी की कलम द्वारा लिखें । 
इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मंत्र की समाप्ति पर जलपात्र में 
से एक चमची भर जल लेकर उस पत्ते पर छिड़कते जांय । इसी 
विधि से १०८ बार जाप करें। कुछ दिनों तक निरन्तर और सत्य 
भाव से जप करने से आप देखेंगे कि आपका शत्रु द्वेषभाव छोड़कर 
आपकी ओर प्रेम पूर्ण हृदय से ग्राकृष्ट होने लगेगा । 
श्रात्मबल व बुद्धिबल प्राप्त करने के लिए :-- 

गायत्री मंत्र के शक्ति प्रभाव से जड़ बुद्धि और आत्मबल हीन 
मनुष्य बुद्धिवल और आत्मबल से युक्त होकर भौतिक तथा 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करते हैं और सुखमय जीवन 
यापन करने लगते हैं क्योंकि गायत्री ज्ञान और बुद्धि तथा आत्म- 
बल की अधिष्ठात्री, वेदों की माता और साक्षात्‌ परमात्मा की 
शक्ति-स्वरूपा है । / र 

मन्द बुद्धि विद्यार्थी, क्षीण स्मरण-शक्ति वाले व्यक्ति, विद्या 
ओर ज्ञान अजित करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुजन इस मंत्र 
द्वारा विशिष्ट रूप से लाभान्वित हो सकते हैं । 

उपासना विधि इस प्रकार है कि सूर्योदय के समय की प्रथम 
किरणों को स्नानोपरान्त भीगे हुए मस्तक पर पड़ने दें और पूर्व 
दिशा में मुख करके अधखले नेत्रों से भगवान भास्कर के दर्शन 
करते हुए आरम्भ में तीन बार ॐ का उच्चारण करें और फिर 
गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम १०८ वार अर्थात्‌ एक माला 
अवश्य जपें। उपरान्त हथेलियों को सूर्य की ओर करके बारह बार 
पुनः गायत्री मंत्र का जप करें और फिर दोनों हथेलियों का परस्पर 
रगड़ कर जब उन में उष्णता उत्पन्न हो जाय तो, मुख, नेत्र, 
नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि सम्पूर्ण मुख मण्डल पर फेरे । 


pe 


१ 


३ 
| 
हा 
। | 
है 
१ 


है 
| 


आळ कन 


३ 


वेदमाता गायत्री - १७ 


इसी विधि से प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन कर गायत्री जप 
करें तो निश्चय ही बुद्धि प्रखर, शुद्ध और समुन्नत होगी, आत्म- 
बल, आत्म विश्वास और आत्मज्ञान की वृद्धि होगी और चतुदिक 
उन्नति करते हुए सम्मान व गौरव प्राप्त करेंगे । 
'वशीकररा करन के लिए-- 

विरोधियों को भी अनुकूल बनाने के लिए, घृणा और उपेक्षा 
करने वाले के हृदय में अपने लिए विशेष प्रेम उत्पन्नः करने के लिए, 
किसी भो व्यक्ति को अपने वशीभूत करने के लिए तथा अपना 
अनुगामी बनाने के लिए इस योग साधना द्वारा गायत्री मन्त्र की सिद्धि 
करके सफलता प्राप्त.की जा सकती है, किन्तु ध्यान रहे कि अपनी 
निष्कुट भावनाओं से भरी वावना तृप्ति या स्वार्थ पूति करने कै लिए 
इस देवीं शक्ति का प्रयोग करने वाले ग्रधर्माचारी साधको को मां 
दुर्गा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा । किन्तु निरछल और निष्कपट 
हृदय से सच्चे प्रेम और कल्याण की भावना से सांसारिक “दुष्टों 

[रा उत्पन्न रोडे और रुकावटें दूर करने के लिए यदि मां की कृपा 

का सहारा लिया जायगा, तो अवश्य ही मां सब विघ्नबाधाएं दूर 
करके दो प्रेम से ओत-प्रोत आत्माओं के परस्पर-मिलन का मार्ग 
प्रशस्त कर देगी । 

इस प्रयोजन सिद्धि के लिए तीन प्रणव लगाकर गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए ग्रौरं अपने ध्यान को भृकुटी अर्थात्‌ मस्तक के 
मध्य भाग पर केन्द्रित कर यह कल्पना करनी चाहिए, कि एक नीले 
रंग को तीव्र प्रकाश किरण उस स्थान से. निकलकर उस व्यक्ति के 
अन्तस्तल से जाकर टकरा रही है, जिसे आप आकर्षित या वशीभूत 
करना चाहते हैं अथवा वह प्रकाश-धारा उसके चारों ओर कई 
लपेटे मारकर उसे जकड़ रही है। और फिर वह व्यक्ति (स्त्री या 
पुरुष) अर्द्ध चेतन अवस्था में धोरे २ आपकी ओर खिचता चला 


[ ८५ ] 


१५ वेदमाता गायत्री 


आ रहा है । .उसके मुख पर प्रेम और प्रसन्नता का भाव है। 


आकर्षण के लिए यह ध्यान पूर्ण एकाग्रता के साथ क़रना अत्यन्त. 


आवश्यक है । 


यदि किसी के मन में भरे हुए अनुचित या प्रतिकूल विचार 


निकालकर उचित और अनुकूल विचारों का समावेश करना हो, तो 


स्वयं अपने शरीर को नीले वस्त्र से ढककर शिथिल कर दें और | 
एकाग्र चित्त से ध्यान करें कि वह व्यक्ति अनन्त नीलाकाश में अकेला | 


पड़ा सो रहा है और फिर कल्पना या ध्यान करें कि उसके मन के 


4 


विपरीत विचार निकल २ कर उडते जा रहे हैं और आपके द्वारा | 


प्रेषितं अनुकूल विचार उसके रिक्त मन में भरते जा रहे हैं। इस 
प्रकार ध्यान साधना से उसका हृदय परिवर्तित होकर आपके अनुकूल 
हो जायगा। 
विषले जीव-जन्तुग्रों का विष दूर करने के लिए-- 

गायत्री मन्त्र में वह अद्भूत शक्ति है कि सर्पं, विच्छ, ततैया, 
मधुमक्खी आदि विषेले जीव जन्तुओं के काट लेने पर उनके विषः 
प्रभाव को क्षण मात्र में दूर कर देता है, किन्तु इसकी सफलता 
के लिए गायत्री मन्त्र का साधक उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए, 
जिसने यथार्थ रूप से गायत्री मन्त्र को सिद्ध कर लिया हो । 


इसकी विधि इस प्रकार है कि पीपल के वृक्ष की समिधाओं 

से विधिपूर्वक हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित रख लें । प्रयोग 
के समय अपना जो स्वर चल रहा हो, उसी, हाथ की हथेली पर 
थोड़ी सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता जाय। 
मन्त्र जपते समय प्रत्येकं बार मन्त्र की समाप्ति पर 'हूँ' बीज मन्त्र 
का सम्पुट देता जाय और साथ ही जप के समय रक्तवर्ण ग्रश्वारूढा 
गायत्री के स्वरूप का ध्यान करे। उपरान्त विषैले जीव द्वारा काटे 
` हुए स्थान पर उस अभिमंत्रित भस्म को दो चार मिनट तक मसले । 


[C7 6 ६080 


वेदमाता गायत्री १९ 


थोड़ी देर में ही रोगी की पीडा इस प्रकार उड जायगी, मानों हवा 
के साथ उड़ गई हो । 
विषेले सर्प के काटे हुए स्थान पर लाल चन्दन से किए गए 
हवन की भस्मी प्रयोग करनी चाहिए । तथा साथ ही गौ का. शुद्ध 
घत गायत्री मन्त्र से अभिमंत्रित करके खूब पिलाना चाहिए । पीली 
सरसों को अभिमंत्रित कर तथा पीस कर दशों इन्द्रियों के द्वार पर 
थोड़ा २ लगा दें। इस प्रकार मंत्रोपचार करने से कैसे ही विषेले 
सपं ने क्यों न काटा हो, विष-प्रभाव दूर होकर रोगी की' प्राण-रक्षा 
हो सकती है । 
`, श्रपज्ञाकुन प्रभाव नाश करने के लिए-- | 
यदा कदा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय, परदेश गमन के 
समय या किसी कार्य को प्रारम्भ करने के समय देवी संकेत के रूप 
अपशकुन होकर हमें अनिष्ट होने की पूर्व सूचना देते हें । इन ग्रप- 
शकुनों को देखकर मनुष्य के पैर आगे बढ्ने में ठिठक जाते हैं, उसके 
तथा स्वजनों के मन भी शंका से भर जाते हैं। ऐसे समय गायत्री 
मन्त्र का जप आगे आने वाले अनिष्टों, विध्नबाधाओं, असफलताओं 
आदि का निवारण करने के हेतु अमोघ अस्त्र है। विवाहादि मंगल 
कार्यो में यदि लड़के लड़की की जन्मकुण्डली न मिली हो अथवा 
मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति या चन्द्रमा की बाधा हो, तो चौबीस हजार 
गायत्री जप का नौ: दिन वाला अनुष्ठान करके निर्भीक भाव से 
विवाह कर दें । मां की कृपा से किसी प्रकार की बाधा या अनिष्ट 
पास भी नहीं फटक सकता । इसी प्रकार किसो शुभकार्य को प्रारम्भ 
करते समय यदि मन में किसी प्रकार की आशङ्का उत्पन्न हो जाय, 
कोई अपशकुन हो जाय, तो तत्काल पूर्णनिष्ठा भाव से गायत्री मंत्र 
का जप करते हुए मां के चरणों की शरण गह लेना चाहिए, तो 
. भगवती कृपा से सफलता प्राप्त होने में किसी प्रकार का सन्देह न 


होगा । 
[ ८७ | 


x 
० 


इसी प्रकार कभी २ स्वप्नावस्था में नाना प्रकार के अनिष्टका री 

दु:स्वप्न दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्य के मन को ग्राशंकाग्रों से भर 

देते हें । ऐसे स्वप्नवस्तुतः किसी भावी अनिष्ट का पूर्व संकेत होते 
हैं, प्रस्तु उनके फली भूत न होने देने के लिए एक सप्ताह पर्यन्त प्रति- 
दिन गायत्री मन्त्र की दस मालाएं पवित्रतापूवंक जपनी चाहिए 
गायत्री पूजन, हवन, गायत्री सहस्रनाम या गायत्री चालीसा का पाठ 
करने से भी दुःस्वप्नो का प्र भाव नष्ट हो जाता है । 

कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर और घर प्राप्त करने के लिए - 


प्रत्येक माता-पिता यही चाहता है कि उसकी कन्याओं को योग्य, 


सुन्दर, स्वस्थ, अच्छे स्वभाव वाला और सम्पन्न वर प्राप्त हो, अच्छे 
स्वभाव के लोगों का परिवार मिले, ऐश्वयं और सुख साधन सम्पन्न 
घर मिले, किन्तु सदको ऐसा वर घर मिल नहीं पाता । दुर्भाग्य-वश 
अनेक कन्याए तो जीवन भर नाना प्रकार के कष्ट भेलती हैं, पति 
और परिवारजनों के दुर्व्यवहार से संतप्त रहती हें । अस्तु जो 
कन्याएं निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ मां भगवती की उपासना 
करती हूँ, उन्हें अच्छा घर-वर प्राप्त होकर विवाहित जीवन में सर्व 
सुख प्राप्त हात हैं नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने मनचाहा 
वर प्राप्त करने के लिए तप किया था और अन्त में भगवान शङ्कर 
को पति रूप में प्राप्त करने में सफल हुईं थीं। सीता जी ने भी श्री 
रामचन्द्र जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को 
उपासना की थो । नवदुर्गाओं में आस्तिक घरानों की कन्याएं भगवती 
दुर्गा की आराधना करती हैं । मां गायत्री. की उपासना उनके लिए 
सब प्रकार से मंगलकारिणी और मनोवांछित फल देने वाली है, अस्तु 
उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री उपासना करनी चाहिए । 
उन्हें गायत्री की प्रतिमा, मूर्ति अथवा चित्र को सम्मुख रखकर 
पवित्रता और एकाग्रता के साथ उसका ध्यान करना चाहिए, चन्दन 
धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, जल, नेवेद्य-तथा भोगादि सेमां की पूजा 


| 


वेदमाता गायत्री | 


वेदमाता गायत्री | २१ 


करके आरती करें और फिर मां के चरणों में ध्यान लगाकर २४ बार 
गायत्री मन्त्र का जप करे । इससे उनकी अभीष्ट मनोकामनाएं 
निश्चिय ही पूरी होंगी । 
पति के कल्याणा व उन्नति के लिए-- 

विवाहित स्त्रियों को अपने पति के कल्याण, सुख और उन्नति 
के लिए तथा विचार, व्यवहार और स्वभाव से श्रेष्ठ होकर अपने 
धर्म-कत्तंब्यों का उचित रीति से पालन करने वाला बनाने के लिए 
गायत्री मन्त्र का जप॑ और गायत्री उपासना बड़ी फलप्रद होती है । 
इससे उनकी आथिक कठिनाइयाँ,. पारिवारिक क्लेश, दरिद्रता, रोग, 
आदि का निवारण होकर घर में प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि तथा 
श्री सम्पन्नता आती है । 

इस प्रयोजन-सिद्धि के लिए स्त्रियों को प्रातःकाल नहा धोकर 
निराहार मुख नितान्तं पवित्रता के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख 
करके बैठना चाहिए । केशर डालकर अपने हाथ से चन्दन घिसे, 
मस्तक, हृदय व कण्ठ पर लगावे । गायत्री की मूर्ति अथवा चित्र की 
स्थापना कर विधिवत्‌ पूजन करे । पूजा में पीले रंग के पुष्प, भोग 
में पीले चावल या बेसन के लड्डू आदि पीले पदार्थ प्रयोग करे और 
नेत्र बन्द कर पीतवणं आकाश में पीले रंग के सिह पर सवार पीले 
वस्त्र धारण किए माता गायत्री का ध्यान करे । उपासिका उपासना 
के समय स्वयं भी सब या कम से कम एक पीला वस्त्र अवश्य धारण 
करे । इस प्रकार पीतवण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम | 
२४ वार गायत्री मन्त्र का जप अवश्य करे । प्रत्येक पूर्णमासी को 
ब्रत करे । इस प्रकार पीतवर्ण गायत्री साधना से उसका दाम्पत्य 
जीवन सुखी होता है, उसका पति उन्नति करता है। घर में सुख 
समृद्धि की वृद्धि होती है और चतुदिक मंगल होता है। | 

इस प्रकार, गायत्री मन्त्र में निहित अगणित गुप्त शक्तियां उपासक 

और साधक को नाता प्रकार के कल्याणकारी फल को देने वाली हैं । 


ase 


[गायत्री मंत्र की गुप्त तांलिक शक्तियां eo 


द 


गांयत्री मंत्र की गुप्त तांत्रिक शक्तियां 


| 


नद 
गायत्री मन्त्र में अगणित तांत्रिक शक्तियाँ भरी हुईं हैं, जिनके | 
सदुपयोग से विश्व का कल्याण हो सकता है और दुरुपयोग द्वारा १ 
अपना और दूसरों का घोर विनाश भी हो सकता है । किसी कुपात्र | 
के हाथों में इन गुप्त शक्तियों को प्राप्त करने का भेद न चला जाय, 1 
इसलिए प्राचीन तान्त्रिको ने तथा आचार्यों ने इसके रहस्यों और । 
विधियों को यथा सम्भव प्रकट नही होने दिया, विशेषकर विनाश- ! 
कारी अनुष्ठानों को, फिर भी इस ज्ञान का सर्वथा लोप न हो जाय, 
इस कारण उन्होंने संकेत रूप में उनका प्राचीन ग्रथों में वर्णन कर | 
दिया है । यहाँ हम भी पूर्वजों की उस श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना - 
को ध्यान में रखकर केवल पाठको को सांकेतिक -ढंग से ही उनका 
परिचय कराए देते हैं । विनाशक और अनिष्टकारी शक्ति प्राप्त करने 
के विधि विधानों को प्रकट करना उपयुक्त नहीं है । इन गोपनीय 
तांत्रिक साधनाओं के पीछे एक भारी कर्मकाण्ड ग्रौर विधि विधान 
रहता है ळी गरा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और वह्‌ 
विद्या उपयुक्त पात्र को किसी ज्ञाता और अनुभवी तांत्रिक से ही 
प्राप्त हो सकती है यदि वह परीक्षा करके अपना शिष्य बनाने के. 
उपयुक्त समभे । तन्त्र सिद्धि के पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र की अलौकिक 
और महाशक्ति द्वारा धन, सन्तान, भूमिगत दबा धन, स्त्री, स्वास्थ्य 
पद, रोग निवारण, शत्रु विनाश, वशीकरण, अपनी इच्छानुकूल कार्य 
. करा लेना आदि अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हुँ । ` 
प तंत्रोक्त गायत्री--सिद्धि साधना 
एक बार -महषि नारद ने भगवान से पूछा--हे भगवन्‌ 1 आप 


[ ६० ]; : 


वेदमाता गायत्री | | २३ 


हमें गायत्री के शान्ति आदि के प्रयोगों के विषय में कृपाकर बताइए । 
यह सुनकर भगवान्‌ बोले-- 
अति गुह्यमिदं पृष्ठं त्वया ब्रह्मतनूभव । 
वक्तव्यं न कस्मैचिद्‌ दुष्टाय वा पिशुनाय च । 
हे नारद ! आपने बहुत गुप्त बात को पूछा है, किन्तु इस बात 
को किसी दुष्ट ग्रथवा कपटी मनुष्य को न बताना। उपरान्त ' 
भगवान ने नारद को गायत्री के वे गुप्त भेद इस प्रकार बताए-- 
भुत प्रेतादि को वश में करने के निमित्त-- | 
अथ शान्त्यथे मुक्ताभिः समिदिभजु हुयाद्‌ द्विजः । 
सर्वे समिद्भिः शाभ्यन्ति भूत रोग ग्रहादय: । 
अर्थात्‌-टद्विजों को शान्ति के लिए हवन करना आवश्यक है 
तथा शमी की समिधाओं से हवन करने पर भूत प्रेतादि बाधाओं 
और दुष्ट ग्रहों की शान्ति होती है । 
कण्ठदघ्ने जले जप्त्वा मुच्येत प्राणान्त काद्भयात्‌ । 
सर्वेभ्यः शान्ति कर्मेभ्यो निमज्याप्सु जपः स्मृतः । 
__ अर्थात्‌-कण्ठ पर्यन्त जल में खड़े हो कर जप करने से प्राणों के 
नाश होने का भय नहीं रहता, अस्तु सब प्रकांर के भय नष्ट करने 
के लिए जल में प्रविष्ट होकर ही जप करना श्रेष्ठ है । 
सौवर्णे राजतं वापि पात्रं ताम्रमयेऽपिवा । 
क्षीर घृक्षमये वापि निर्छिद्रे मृन्मयेऽपिवा । 
“सहस्र पंचगव्येन हुत्वा सुज्वलितेऽनले । 
क्षीर वृक्ष मयैः काष्ठैः शेषं सम्पादयेच्छनैः ।. 
अर्थात्‌--सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से 
अथवा छेद रहित मृत्तिका पात्र में पंचगव्य रखकर दुधारू वृक्ष का 
हरी लकड़ियों से प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए । 
[ ९१ ] 


२४ वेदमाता गायत्री 


प्रत्याहुतिं स्पृशञ्जप्त्वा तद्गव्यं पात्र संस्थितम्‌ । 
तेन तेनैव प्रोक्षयेहेशं कुशर्मन्त्र मनुस्मरन्‌ । 
अ्र्थात्‌- प्रत्येक आहुति में पंचगव्य का स्पर्शं कर तथा मन्त्रों 
का उच्चारण करते हुए कुशाओं द्वारा पंचगव्य ही से सम्पूर्ण स्थान 
का मार्जन करना चाहिए । 
बलि प्रदाय प्रयतो, ध्यायेत्‌ परदेवताम्‌ । 
अभिचार समुत्पन्ना कृत्या पापं च नश्यति। 
अर्थात्‌--बलि देकर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इस 
प्रकार ध्यान करने से भ्रभिचारोत्पन्न कृत्यों और पापों की शान्ति 
होती है । 
देव भूत पिशाचादीन्‌ यद्देव कुरुते वशे। 
गृह ग्रामं पुरं राष्ट्रं सर्वतेभ्यो विमुच्यते । 
अर्थात्‌- देवता, भूत, पिशाच आदि को वश में करने के लिए 
पूर्वोक्त विधि अपनानी चाहिए। इस विधि क्रिया से देवता भूत 


पिशाचादि घर ग्राम, नगर और राज्य छोड़कर वशीभूत हो 


जाते हैं । 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए-- 
चतुष्कोणे हि गन्धेन मध्यतो रचिते न च। 
मण्डले! शूल मालिख्यं पूर्वोक्ते च क्रमेण वा । 
अमिमंत्य सहस्रं तन्निखनेत्सवं सिद्धये । 
 _ अर्थात्‌ू--चतुष्कोण मण्डल में गन्ध से शूल लिखकर और पूर्वोक्त 
विधि से विधानपूर्वक सहस्र गायत्री का जप करके गाड़'देने पर सब 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है । 
सूत प्रेतादि को छाया दूर करने के लिए-- 
सौवणं राजतं वापि कुम्भं ताम्रमयं च वा । 
मृन्मयं वा नवं दिव्यं सूत्रवेष्ठितम . ब्रणम । 
RE 


वेदमाता गायत्री २५ 


मण्डले सैकते स्थाप्यं प्रयेन्मंत्रित॑जले: । 
दिग्भ्य-आहृत्य तीर्थानि चतसृभ्यौ द्विजोत्तम । 

_ ग्र्थात्‌-स्वणं, रजत, ताम्र अथवा छेद रहित मृत्तिका के कुम्भ 
को लेकर सूत्र से परिवेष्ठित कर बालुका युक्त स्थान में स्थापित करे 
प्रौर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा चारों दिशाओं से लाए हुए जल से भरे । 

एला, चन्दन, कपू रं, जाती, पाटल मल्लिका : । 
बिल्वपत्रं तथा कान्तां, देवी ब्रीहि यवांस्तिलान्‌ । 
सर्षपान्‌ क्षीर वृक्षाणां प्रवालानि च निक्षपेत्‌ । 


पत्र, विष्णुकान्ता, सहदेई, जो, तिल, सरसों और दुध निकालने 


वाले वृक्षों के पत्ते लेकर उसमें छोड़ें । 


सवै मेवं विनिक्षिप्य कुश कूर्चं सऽन्वितम्‌ । 
स्नातः समाहितो विप्र: सहस्रं मन्त्रयेद्‌ बुधः। 
अर्थात्‌--इस प्रकार सब सामग्री को छोड़कर कुश की कूची 
बनाकर उसे भी उस पात्र में डालकर उस जल से स्नान करे, और 
एक हजार बार गायत्री मन्त्र का जप करे । 
दिक्षु सौरानधीयीरन्‌ मन्त्रान्‌ विप्रास्त्रयीविदः । 
प्रोक्षयेत्पायेदेनं नीरं तेनाभिषिचयेत्‌ । 
अर्थात्‌--विद्वान ब्राह्मण द्वारा मन्त्रों से अभिमंत्रित इस जल का 
भूत प्रेतादि बाधा से पीडित स्त्री पुरुष के ऊपर छिड़काव करे तथा 
मुख से पिलावे तथा गायत्री मन्त्र द्वारा इसी जल से मार्जन व 
अभिषिचन करे । । 
भूत रोगाभि चारेभ्य: स निमु क्तः सुखी भवेत्‌ । 
अभिषकेण मुच्येत मृत्योरास्यगतो नर: । 
अर्थात्‌-इस प्रकार अभिपिचन करने से मरणासन्न मनुष्य भी 
प्रैतादि बाधाओं से मुक्त होकर सुखी हो जाता है । 
es त. 


२६ वेदमाता गायत्री j 


ज्वर शान्ति के लिए-- 


द्विजो मृत्युञ्जयो होमः- सर्वं व्याधिविनाशनः। 
आम्रस्य जुहुयात्पत्रंः पयसाज्वरक्षान्तये । 
अर्थात्‌-ब्राह्मेणों को ज्वर की शान्ति के लिए दूध में आम के 
पत्तै डालकर उनसे हवन करना चाहिए । यहं मृत्यु को जीतने वाला 
हवन है । 
राजयक्ष्मारोग नाश के लिए-- 
बचाभि पयः सिक्ताभिः क्षयं हुत्वा विनाशयेत्‌ । 
मधुत्रियते होमेन्‌ राजयक्ष्मा विनश्यिति । 
अर्थात्‌-दूध में वच को भिगोकर उससे हवन करने से क्षयरोग का 
नाश होता है । दूध घी और दही इन तीनों का हवन करने से 
राजयक्ष्या रोग का विनाश होता है । 
निवेद्य भास्करायान्न पायसं होमपुर्वकम्‌ । 
राजयक्ष्माभिभूतं च पाययेञ्छान्ति माप्नुयात्‌ । । 
अर्थात्‌-दूध की खीर बनाकर सूर्य के अर्पण करे तथा हवन 
: शेष खीर को राजयक्ष्या के रोगी को खिलावे, तो रोग का निवारण 
होता है । » 
ध्रपस्मार रोग निवारण के लिए-- 
कुसुम: शंखवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठ विनाशयेत्‌ । 
अपस्मार विनाशः स्याद्षामार्गस्य तण्डुलैः । 


ग्रर्थात्‌-शंख वृक्ष के फूलों से हवन करने पर कुष्ट रोग का 


निवारण होता है तथा अपामागँ के वीजों से हवन करने पर 
अपस्मार रोग का निवारण हो जाता है । 


नोट--यहाँ हवन से तात्पर्यं गायत्री हवन समभना चाहिए । 
| 6४ |] 


Se fs. ws 


वेदमाता गायत्री 


प्रमेह रोग निवारण के लिए-- 


क्षीर वृक्ष समिद्धोमादुन्मादोऽपि विनश्यति । 
श्रौदुम्वरं समिद्धोमा दतिमेहः क्षयं ब्रजेत्‌ । 


अर्थात्‌-_क्षीर वृक्ष की समिधाओं से हवन करे तो उन्माद रोग 
का नाश हो और गूलर की समिधाओं से हवन करने पर महा-प्रमेह 
रोग दूर होता है । | | 
घन, श्री व सौन्दयं प्राप्त करने के लिए--- 
ग्रथ पुष्टि श्रियं लक्ष्मी पुष्पेहु त्वाप्नुयाद द्विज: । 
श्रीं कामोजुहुयात्‌ पद्म: रक्तै श्रियमवाप्नुयात्‌ । 
अर्थात्‌-लक्ष्मी, श्री और सौन्दर्य की कामना रखने वाले पुरुष 


को रक्त कमल के फूलों से गायत्री हवन करने पर धन, ऐश्वर्य और 
सौन्दयं की प्राप्ति होती है । 


श्रियमाप्नोति परेमां मूलस्य शकलैरपि । 
समिद्भिविल्व वृक्षस्य पायसेन च सपिषा। 


अर्थात्‌ -विल्व वृक्ष की जड़ की समिधाओं, खीर तथा घत 
आदि से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । जड़के स्थान पर 
विल्व की लकड़ी, पत्ते, पुष्प, फल आदि को सुखा कर तथा कूटकर 


सामग्री बनाले । उससे भी हवन किया जा सकता है। : 
सुन्दर कन्या प्राप्ति के लिए-:- 


शतं शतं च सप्ताहं हुत्वा श्रियमवाप्नुयात्‌ । 
लाजैस्तु मधुरोपेतै होमे कन्याम वाप्नुयात्‌ । 
अर्थात्‌--दूध दही घृत ये मधूत्रय मिलाकर लाजा से सात दिन 


तक सौ २ आहुतियाँ देकर गायत्री हवन करने पर सुन्दर कन्या 
की प्राप्ति होती है । 


२७ 


[ ५ | 


२८ वेदमाता 


सुवणं प्राप्ति के लिए-- 
अनेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वाङ्छितम्‌ । 
हुत्वा रक्तोत्पल हेमं सप्ताहं प्राप्नुयात्खलु । 
अर्थात्‌-इस विधि से होम करने पर कन्या को अभीष्ठ सुन्दर 
वर की प्राप्ति होती है । सात दिन तक रक्त कमल के फूलों मे हवन 
करने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है । | 
अन्न प्राप्त करने के लिए--- 
सूर्य विम्वे जलं हृत्वा जलस्थ हेममाप्नुयात्‌ । | 
| अन्ने हुत्वाप्नुयादन्त॑ ब्रीही बीहिपति भवेत । 
अर्थात्‌ सौर मण्डल में जल अपित करने से जल में स्थित | 
सुवर्ण की प्राप्ति होती है तथा ग्रन्न का हवन करने से अन्न की 
प्राप्ति होती है । | 
तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए--- 
निवेद्य भाम्करायान्तं पायसं होमपूर्वकम्‌ । 
भोजयेत्तदृतुस्नातां ` पुत्र ` रत्नम वाप्नुयात्‌ । 
अर्थात्‌ - भगवान्‌ भास्कर (सूर्य) को हवनपूर्वंक पायस अन्न 
अपण करके क्रतु-स्तानोपरान्त स्त्री को खिलाने से तेजस्वी पुत्र की 
प्राप्ति होती हे । | 
दीर्घायु प्राप्त करने के लिए-- 
स प्ररोहाभिरारद्राभिहु त्वा ग्रायुष्माप्नुयात्‌ । 
समिदिभि: क्षीर वृक्षस्य हुत्वाऽऽयुष्मर्वाप्नुयात्‌ । 
अर्थात्‌ू--पलास की समिधा से हवन करने पर आयु को वृद्धि 
होती है और क्षीर वृक्षों की समिधा से हवन करना भी भ्रायु-वृद्धि 
कारक होता है। | 


शि ताना 


'तिवृष्टि निरोध के लिए... 


वेदमाता गायत्री २९ 


अकाल मृत्यु भय निवाररार्थ-- 
शतं शतं च सप्ताहमपमृत्यु ` व्यपोहति ॥ 
न्यग्रोध समिधो हुत्वा पायसं होम्येत्ततः। 
अर्थात्‌-वट वृक्ष की समिधाओं से सौ सो बार आहुति देकर 
गायत्री हवन करने से अपमृत्यु का भय नहीं रहता। | 
राजपद प्राप्ति के लिए-- 


जपेद्‌ विल्क समाश्रित्य मासं राज्यमवाप्नुयात्‌ । 
बिल्वं हुत्वाप्नुयाद्‌ द्रव्यं समूलं फल पल्लवम्‌ । 
अथात्‌--एक मास तक विल्व वृक्ष के नीचे आसन लगाकर 
गायत्रा मन्त्र का जप करने से तथा विल्व वक्ष की जड़ पत्ते, फल, 
फूल आदि समिधाओं से गायत्री हवन करे, तो राज्य (अथवा 
सम्पत्ति व राजकीय पद) प्राप्त होता है । 
विजय प्राप्त करने के लिए-- 
श्रच््रस्थ समिधो हुत्वा युद्धादौजयमाप्नुयात्‌ । 
श्रकस्य समिधो हुत्वां सवत्र विजयी भवेत्‌ । 
अर्थात्‌--पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय 
प्राप्त होती है, तथा आक को समिधाओं से हवन करने पर सवव 
विजयी होता है । गदै 
वर्षा के लिए-- 
संयुक्तैः पयता पत्रे: :पुष्पैववितसस्य-.च। 
पायसेन शत हुत्वा सप्ताहं वृष्टिमाप्नुयात्‌ । 


अर्थात्‌-वेत वक्ष के फलो से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन 
करने पर सप्ताह में वृष्टि होती है। __ PUREE 


नाभिदघ्ने. जले: जप्त्वा- सप्ताहं वृष्टिमाप्नुयात्‌ _ व्र | 
जले भस्म शतं हुत्वा मसावृष्टि निवारयेत्‌ । ¦ 
FSS 


३० | .वेदमाता > 


अर्थातू--नाभि तक जल के बीच खड़े होकर एक सप्ताह पर्यन्त 
गायत्री जप करने से वर्षा हो जाती है और जल में सौ बार हर्वन 
करने से ग्रतिवृष्टि का निवारण होता हे । इस प्रकार गायत्री मन्त्र 
की शक्ति से वर्षा कराई भी जा सकती है और उसे रोका भीजा 
सकता है । 2 


ब्रह्मतेज प्राप्त करने के निमित्त-- 
पलाञ्ञैः समवाप्नोति समिदिभन्र हावचंसम्‌ । 
पलाश कुसुम हुत्वा सर्वमिष्टवाप्नुयात्‌ । । 
अर्थात्‌ पलाश की समिधाओं से हवन करने पर ब्रह्मतेज की 3 
अभिवृद्धि होती है तथा पलाश के फूलों से हवन करने पर सभी इष्ठों न | 
की प्राप्ति होती हैं । | | 
| 


बुद्धि बल प्राप्त करने के निमित्त-- 
पयो हुत्वाप्नुयान्मेधामाज्यं बुद्धि वाप्नुयात्‌ । 
पीताभि मन्त्र्यसुरसं ब्राह्मया,मेधाम्‌ वाप्नुयात्‌ । 
अर्थात्‌--दूध का हवन करने से तथा घृत की आहतियाँ देने से 
बुद्धि बल की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 
ब्राह्मी के रस का पान करने से चिस्म्राहिणी बुद्धि प्राप्त होती है । 


इष्ट को वश में करने के निमित्त - 

न येदिष्टं वगा हुत्वं लक्ष्मी पुष्पंमंघुप्लुतैः । 

नित्य मञ्जलिनात्मानमभिषिचन जलेस्थितः । 
 ग्रर्थात्‌-लक्मी के पुष्पों से युक्त शहद का हवन करने प्रर इष्ट 
वश में हो जाता है । पानी में खड़े होकर अंजुलि में पानी भरकर 
अपने ऊपर छिडकने तथा अभिषेक करने से भी इष्ट वशमें हो 
जाता है । क ५ 

[ es | 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


€ 


ह 


वेदमाता गायत्री | | ३१ 
दीर्घायु तथा बल प्राप्त करने के लिए-- र 
सुचारु विधनां मासं सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌। 
आयुष्कामः शुचौदेशे प्राप्नुयादायुरुत्तमम्‌ । 
अर्थात्‌-सुचारु बिधि पूर्वक एक मास तक एक सहस्र “जप करने 
से दीर्घायु तथा बल प्राप्त होता है। 
सं सुख प्राप्त करने के लिए-- 
आयु:  श्रोपुत्रदाराद्यंक्ष्वतुभिः सुयशोजपात्‌ । 
पुत्रदारायुरारोग्य श्रियं विद्यां च पंचभिः । 
अर्थात्‌-चार मास तक जप करने से दीर्घायु. लक्ष्मी तथा स्त्री 
और यश की प्राप्ति होती है तथा पुत्र कलत्र आयु आरोग्य लक्ष्मी 


आर विद्या आदि सवंसुख प्राप्त करने के लिए पांच मास तक जप , 
करना चाहिए । दर 


पापमुक्त होने के लिए-- 
मुक्ता: स्युरघव्यूहाच्च महापातकिनो. दविजाः । 
त्रिसहस्च जपेन्मासं प्राणानायाम्य वाग्यतः । 
अर्थात्‌-शुभ मन व शरीर से प्राणायाम करके ३००० मंत्र एक 
मास पर्यन्त जपने से द्विज बड़े से बड़े पातक (पाप) से मुक्त हो 
हो जाता है । | न 
इतिमे सम्यगाख्याता, शान्ति शुद्धयादि कल्पना । 
रहस्यातिरुहस्याइच, गोपनीयास्त्वया सदा । । 
हे नारद जी ! यह जो शान्ति, शुद्धि तथा लाभावि के लिए हमने 
आपको रहस्य बताया है, वह अति गुप्त रहस्य है और आपको भी 
इसे सदेव गुप्त रखने योग्य है । 


AMR 


[ €] 


४४ गायत्री मन्त्र को देवी शक्तियाँ | | 


जैसा कि पहले भी बतलाया जा चुका है, गायत्री मंत्र के समस्त 
२४ अक्षर देवी शक्तियों के २४ बीज हैं । जैसा कि तांत्रिक ग्रन्थों में 
वर्णन है, गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का १-१ देवता है और उस 
अक्षर में उस देवता की शक्ति भरी हुईं है, इस प्रकार गायत्री मंत्र 
चौबीस देवताओं की देवी शक्तियों का पुञ्ज है। इतनी विशाल 
शक्ति अन्य किसी मेंत्र में नहीं पाई गईं है। इसीलिए गायत्री मन्त्र्‌ : 
का ध्यान करने वाले उपासक को उन २४ दैवी. शक्तियों का लाभ 
प्राप्त होता है । यहाँ उत्त चौबीसों देवताओं के नाम तथा वे किन २ | 
शक्तियों के अधिष्ठाता हैं तथा क्या २: फल देने -वाले-हैं, इस गूह | 
रहस्य का वर्णन किया. जाता है, जिसे जानकर पाठकगण यह भली | 
प्रकार समझ सकेंगे, कि संसार में ऐसी शक्ति अथवा ऐसी कोई वस्तु 
नहीं, जो गायत्री मन्त्र की साधना द्वारा हमें प्राप्त न हो सके । किन्तु 
जिस प्रकार दूध में अनेक पोषक तत्व समाए हुए होते हैं और दूष 
का सेवन करने से वे सभी तत्व हमें प्राप्त होते हे, फिर भी यदि 
किसी: एक तत्व विशेष की ही हमें ग्रावश्यकता होती. है, तो हम उसी 
तत्व प्रधान अंश का विशेष रूप से सेवन करते हैं यथा. चिकनाई की 
आवश्यकता होने पर घत का, पेट सम्बन्धी विकारों में चिकनाई 
रहित छाछ का, पाचन-क्रिया ग्रति दुर्बल होने पर फाड़े हुए दूध के 
पानी का इत्यादि । उसी प्रकार गायत्री मन्त्र की भी किसी शक्ति 
विशेष को प्राप्त करने के लिए साधक उसी शक्ति पर, उसी शक्ति 
_के अधिष्ठाता देवता के स्वरूप का चिन्तन करते .हुए ध्यान केन्द्रित 
करता है । इसीलिए उन भिन्न २ शक्तियों के साथ विशेष रूप से 
सान्निध्य और.सम्पक स्थापित करने के लिए २४ अलग २ मन्त्र 
 आचार्यों ने लिखे हैं जिन्हें चौबीस-गायत्री कहा जाता है। . १ 
| १०० |] |, 


\ $ आच पकै 


वेदमाता गायत्री 


गायत्री सन्त्र की २४ देवी शक्तियाँ 
गायत्री मन्त्र के २४ श्रक्षर-- 


(१). तत्‌ (२) स (३). वि (४) तु: (५) व (६) रे 
(७) ण्य (८) -भ (६) गे (२०) दे (११) व (१२) स्य 
(१३) धी (१४) म (१५) हि (१६) घि (१७) यो 
(१८) यः (१६९) नः (२०) प्र (२१) चो (२२) द 
(२३) या (२४) त्‌। । 
गायत्री मन्त्र के २४ देवता-- 

(१) गणेश (२) नृसिंह (३) विष्णु (४) शिव (५) कृष्ण 
(६) राधा (७) लक्ष्मी (5) अग्नि (९) इन्द्र (१०) सरस्वती. 
(११) दुर्गा (१२) हनुमान (१३) पृथ्वी (१४) सूये (१५) राम 
(१६) सीता (१७) चन्द्रमा (१८) यम (१६): ब्रह्मा - (२०) 
वरुण (२१) नारायण (२२) हयग्रीवः(२३)- हंस (२४) तुलसी 
उक्त २४ देवताश्रो की चतन्य शक्तियाँ - 


१' गणेश - यह सफलता शक्ति के अधिष्ठाता देव हैं, इसीलिए 
प्रत्येक शुभकार्य का आरम्भ गणेश पूजन से ही प्रारम्भ किया जाता 
है, ताकि वह कार्य सफल हो । यह विघ्न विनाशक, सफलता प्रदायक 
और बुद्धि व श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले हैं । 

न्‌सिह- यह पराक्रम शक्ति के अधिकारी देव हैं ये पुरुषार्थ 
पराक्रम, वीरता, धीरता और विजय प्रदान करते हैं कायरता - 
व आतङ्क दूर कर हार तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करते है और 
शत्रु का संहार करते हैं। 

३. विष्णु--पालन शक्ति के भ्रधिकारी हैं, समस्त प्राणियों का 
पालन-पोषण करने वाले, जीवन रक्षक तथा संब प्रकारका संरक्षणे " 
भ्रौरं आजीविका प्रदान करते हैं । 


F००४]. 


217 
A 


३४ वेदमाता | | 


« दूरदशिता, बुद्धिमत्ता तथा विचारशीलता प्रदान करने' वाली हैं । 


४ शिव--यह कल्याण शक्ति के अधिकारी देव हैं । जीवों को 
आत्मपरायणला, सब प्रकार से कल्याणकारी शक्ति प्रदान कर अनिष्ट 
और पतन से रक्षा करते हैं। | 

५ कृष्ण--ये योग-शक्ति के अधिष्ठाता हैं, प्राणियों को कर्मयोग | 
आत्मनिष्ठा, अनासक्ति, वेराग्य, सद्ज्ञान सौन्दर्यं और सरसता प्रदान 


"करने वाले हैं । 


६ राधा प्रेम-शक्ति की ग्रधिष्ठात्री देवी है; भक्तों को सच्चा 


प्रेम करने की शक्ति देकर द्वेषभाव घणा आदि को दूर करती है । 


- ७ लक्ष्मी घन वैभव शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है उपासको / 


` `को घन, वैभव, ऐद्वर्य, सम्पत्ति, पद, यश तथा सब प्रकार के भौतिक 


सुख साधन प्रदान करने वाली है । | 
- ८ झग्नि यह तेज शक्ति के अधिष्ठा ता देव हैं और उष्णता, | 
तेज, प्रकाश, शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं । 
` € इन्द्र- यह रक्षाशक्ति के अधिकारी हैं, रोग, अनिष्ट, आक्रमण 
हिंसक, चोर, शत्रु तथा भूत-प्र तादि से रक्षा. करने वाले हैं । 
१० सरस्वती- ज्ञानशक्ति की ग्रधिष्ठात्री देवी है, ज्ञान, विवेक 


११ दुर्गा-यह दमन-शक्ति को अधिष्ठात्रो देवी है, समस्त 
विघ्न बाधाओं पर विजय दिलाने वाली, दुष्टों व शत्रुओं का दमन 
करने वाली, अहंकार को चूर करने वाली तथा भक्तों को सब प्रकार | 
की शक्ति सामर्थ्यं देने वाली है । 

१२ हनुमान--निष्ठा-शक्ति के अधिकारी हैं, अपने उपासको 

"को भक्ति, निष्ठा कत्त॑व्यपरायणता, विश्वास, निर्भयता तथा | 
ब्रह्मचयं पालन की शक्ति प्रदान करते हैं। . | 

१३ पथ्वी- यह धारणशक्ति की देवी हैं, प्राणियों को गम्भीरता, ' 

[ १०२ | 


वेदमाता गायत्री ३५ 


क्षमाशीलता, घैयं, दृढता, सहिष्णुता; भारवाहकता और निरन्तरता 
प्रदान करने वाली है । 


१४ सुर्य -प्राणशक्ति के अधिष्ठाता देव हैं। यह उपारुको को 
आरोग्य, दीघेजीवन, प्राणशक्ति, विकास, तेज, उष्णता आदि प्रदान 
'करने वाले हैं । 


१५ राम यै मर्यादा शक्ति के अधिकारी देव है तथा घर्म, 
मर्यादा शील, सौम्य, संयम, मैत्री व प्रोम भाव, घीरता, तितिक्षा 
आदि गुण व शक्तियाँ प्रदान करने वाले हैं । 


` १६ सोता--तप शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, निविकार और . 
पवित्र भाव से, सात्विक वृत्ति से, अनन्य भाव से तपोनिष्ठ बनाती 
हैं, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रोरित करती हैं । 


. १७ चन्द्रमा--यह शान्ति शक्ति का अधिकारी देव है, चिन्ता, 
शोक, क्रोधे, प्रतिहिसा, उद्विग्नता, निराशा, क्षोभ, मोह, लोभ, 
तृष्णा आदि मानसिक विकारों को शान्त करके आशा और शान्ति 
“प्रदान करने वाला है । 


१८ यम--कालशक्ति का अधिकारी देव है,। समय का सदुपयोग- 


मृत्यु से निर्भयता, स्फूति, चेतना, जागरूकता आदि शक्तियों को 
प्रदान करने वाला है । 


१६ ब्रह्मा--उत्पादक शक्ति या सृजन-शक्ति के अधिष्ठाता देव 
हैं, सृष्टि रचना, प्रत्येक जड़ व चेतन पदार्थ का उत्पादन करने तथा 
वृद्धि करने की शक्ति के दाता हैं । 


. २० वरुण: रस शक्ति के अधिकारी वरुण देव हैं, ये भावुकता, 
कोमलता, सरसता, दयालुता, प्रसन्नता, मधुरता, कला प्रियता आदि 


सरस भावों का हृदय में प्रादुर्भाव व्र प्रवाह कर आनन्द की अनुभूति 
'कराने वाले हैं । | 


१ [ १०३ ] 


) 


३६ वेदमाता गायत्री | 


२१ नारायश--आंदर्श शक्ति के अधिष्ठाता हैं, श्रेष्ठता महत्वा- 
कांक्षा, उत्कृष्टता, दिव्य गुण, धर्म, स्वभाव, निर्मल सच्चरित्रता 
तथा शुभकर्म शीलता प्रदान करने वाले हें । 

२२ हयग्रीव-साहसराक्ति के अधिष्ठाता हैं, उत्साह निर्भीकता, 
साहस, वीरता, शौर्य, धैर्य, पुरुषार्थं तथा संघषंशक्ति प्रदान करते हैं। 

२३ हंसं->विवेंकदाक्तिः का अधिष्ठाता है, हंस का क्षीर-नीरं 
विवेक जगविख्यात है ॥ यह सत्‌-असंत्‌ का विवेक, दूरदशिता,. उत्तम 
संगति, उत्कृष्ट आहार विहार, उज्ज्वल यश: कीति तथा सन्तोष 
आदि गुण प्रदान करने. वाली है। 


२४ तुलसी- सेवाशक्ति की अधिष्ठात्री देवी है. सत्‌ कार्यो में 


प्रेरणा, प्राणीमात्र की सेवा में प्रवृत्ति, ग्रात्मशांति, पर-दुख निवारण 
पवित्रता, निष्ठा आदि फल देने वाली हैं । 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र के २४ अक्षरों के पृथक-पृथक २४ देवता 


हैं और इस प्रकार इस महामन्त्र में विविधं देवी शक्तियाँ अन्तनिहित 


हैं और साधकों को उन शक्तियों की उपलब्धि होती है। यदि किसी 
एक शक्ति-विशेष की मुख्य रूप से आवश्यकता प्रतीत होती हैं, तो 
'उस शक्ति का आह्वान करने के लिए गायत्री मन्त्र'की दस मालाग्रो 
के साथ एक माला उस-शक्ति के देव्रता की: देवः'गायत्री की भी 
जपनी चाहिए । किन्तु इस बात का ध्यान रखें, किः केवल देव-गायत्री 
मात्र जपने से विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। मूल मन्त्र-के साथ इन 
देव गायत्री मन्त्रों का जप करना चाहिए.। 


० तंत्रोकत २४ देव-गायत्री मन्त्र ० 
गरोश गायत्री एक दंष्ट्राय विद्महे, वक्रतुण्डाय घीमहिं। तन्नो 


` _ज्रुद्धिः प्रचोदयात्‌ । 


नुसिहं गायत्री--ॐ उग्रनृसिंहाय विंद्महे, वक्ष नखाय धीमहि । तन्नो 


नसिह प्रचोदयात्‌ । 
[ १०४ |] 


(७ 


वेदमाता गायत्री ३७ 


विष्णु गायत्री --४* नारायणाय विद्महे, महादेवाय धीमहि । तन्नो 
विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
शिव गायत्री- ०० पञ्चवक्त्राय विद्महे," वासुदेवाय  धीमहि.॥ तन्नो 
रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
कृष्ण गाय त्रो-- देवकी नन्दनाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो 
कृष्णः प्रचोदयात्‌ । 
' राधा गायत्री- 3 वृषभानुजाय विद्महे, कृष्ण प्रियायै धीमहि । तन्नो 
राधा प्रचोदयात्‌ । 


लक्ष्मी गायत्री- ०» महालक्ष्मयै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि । तन्नो 
लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ । 


रग्नि गायत्री--३ महाज्वालाय विद्महे, अग्नि देवाय धीमहि ।. तन्नो 
अग्नि प्रचोदयात्‌ । 


इन्द्र गायत्री 5» सहस्र नेत्राय विद्महे, वज्रहस्ताय धीमहि । तन्नो 
इन्द्र: प्रचोदयात्‌ । | 

सरस्वती गायत्री--३ सरस्वत्ये विद्महे, ब्रह्मपुत्ये धीमहि । तन्नो 
देवी प्रचोदयात्‌ 1 

दुर्गा गायत्री--ॐ गिरिजाये विद्महे. शिव प्रियायै धीमहि । तन्नो दुर्गा 
प्रचोदयात्‌ । 

हनुमान गायत्रो--* अञ्जनी सुताय विद्महे, वायु पुत्राय धीमहि । 
तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्‌ । ` 

पृथ्वी गायत्री 32 पृथ्वी देव्य विद्महे, सहन नृत्य धीमहि । तन्नो 
पृथ्वी प्रचोदयात्‌ । | 

सूयं गायत्री---३# भास्कराय विद्महे, दिवाकराय धीमहि । तन्नो सूर्य: .. 
प्रचोदयात्‌ । 
राम गायंत्री --<# दाशरथाय विद्महे, सीता बल्लभाय घीमहि। तत्तो. 
रामः प्रचोदयात्‌-। 

[- १०५. ]. 


३८ वेदमाता गायत्री 


सोता गायत्री जनक नन्दिन्यं विद्महे, भूमिजायै घीमहि । त्रो 
सीता प्रचोदयात्‌ । 

चन्द्र गायत्री--ॐ क्षीर पुत्राय विद्महे, अमृत तत्त्वाय धीमहि। तम्नो 
चन्द्रः प्रचोदयात्‌ । 

यम गायत्रो--ॐ सूर्य पुत्राय विद्महे, महाकालाय धीमहि । तन्नो यम- 
प्रचोदयात्‌ । 

ब्रा गायत्री--३# चतुम्‌ खाय विद्महे, हंसारूढाय धीमहि । तन्नो ब्रह्म 
प्रचोदयात्‌ । | 

वरुरण गायत्रो--३५ जल बिम्बाय विद्महे, नीलपुरुषाय धीमहि । तन्नो 
वरुण: प्रचोदयात्‌ । 9 

नारायरण गायत्री--२ नारायणाय विदमहे, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो 
नारायणः प्रचोदयात्‌ । 

हयग्रीव गायत्री--ॐ वाणीश्वराय विद्महे, हयग्रीवाय धीमहि । तम्नो 
हयग्रीवः प्रचोदयात्‌ । 

हँस गायत्री ३५ परमहंसाय विद्महे, महाहंसाय धीमहि । तन्नो 
हंसः प्रचोदयात्‌ । 

. तुलसी गायत्री--० श्री तुलस्यै विदूमहे, विष्णु प्रियायै धीमहि । तम्नो 
वृन्दा प्रचोदयात्‌ । | 
` नोट-चूँकि ये २४ देव गायत्रियाँ वेदोक्त नहीं हैं इनका वर्णन 
प्राचीन तन्त्र शास्त्रों में किया गया है, अस्तु इनके साथ व्याहतियाँ 
(भू: भुवः स्वः) नहीं लगानी चाहिए । | 


गायत्रो मंत्र की वेदोक्त देवं।-शक्तियाँ 
'गायत्री' उस छन्द का नाम है, जिसमें गायत्री मन्त्र की रचना 
की गई है, इसीलिए इस महामन्त्र का नाम गायत्री मन्त्र है। | 
साथ ही गायत्रीं उस ब्रह्म शक्ति का भी नाम है, जो कि इस निखिल 
ब्रह्माण्ड के कण २ में व्याप्त आर br का संचालन कर रही. 
पी १०६ ॥ 


वेदमाता गायत्री ३६ 


है। वेदशास्त्रादि के अनुसार गायत्री मंत्र में जो दिव्य शक्तियाँ 
एकत्रित की गई हैं: वे परमपिता परमात्मा की अनन्त शक्तियों में से 
ही अनेक हैं, जो कि प्राणीमात्र के कल्याण के लिए सन्मार्ग दिखाने 
वाली हैं । परमात्मा की समस्त अनन्त शक्तियों का वर्णन अथवा 
उनकी प्राप्ति तो मनुष्य क्या देवताओं के लिए भी सर्वथा शक्ति- 
साम्यं से परे है, तथापि उन शक्तियों का दिग्द्शन; अनुभूति तथा 
आंशिक उपलब्धि के लिए 'गायत्री मन्त्र एक पथ प्रदशंक अथवा 
प्रकाश-स्तम्भ की भाँति उपयोगी है । क्योंकि इस मन्त्र में मूल रूप 
से परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान करने के लिए मनुष्य मात्र की 
बुद्धि को सन्मार्म की ओर प्रोरित करने की प्रार्थना की गई है। इस 
पर मनन करने से यह गृढ निष्कर्षं निकलता है कि मनुष्य की बुद्धि 
यदि सत्पथ पर अग्रसर हो, सत्‌ चिन्तन. सत्‌ वचन और सत्कमे में 
प्रवृत्त हो तथा सतज्ञान और सत्‌ गुण को ग्रहण करे, तब ही मनुष्य 
परमात्मा के असीम अनन्त तेज, ज्ञान, प्रकाश, कल्याण और परम 
आनन्द का अंश मात्र प्राप्त या अनुभव कर सकता हे । 

प्राचीन ग्रंथों में आचार्यों, ऋषि मुनियों आदि ने गायत्री मन्त्र 
की दिव्य शक्तियों का अन्वेषण करके जो रहस्य प्रकट किए हैं, उनके 
अनुसार गायत्री मन्त्र के २४ अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर का १-१ 
ऋषि है, प्रत्येक अक्षर का एक २ छन्द है और प्रत्येक अक्षर का 
१-१ देवता है जिसकी शक्ति से उस अक्षर के माध्यम से अ्रन्त:करण 
का सम्बन्ध स्थापित होता है । पीछे जो गायत्री मन्त्र के २४ देवता 
बताए गए हैं, वे तन्त्र शास्त्रों में वणित हैं। किन्तु निम्न ऋषि, छन्द _ 
च देवता वेंदोक्त हैं । 

गायत्री के ऋषि 

गायत्री के २४ ऋषि इस प्रकार हैं-- 

(१) वामदेव (२) अत्रि (३) वशिष्ठ (४ ) शुक्र (५) 
कण्व (६) पाराशर (७) er (८) कपिल (६) शौमक 

[ १०७ 


हि 


४० वेदमाता गायची 


(१०) याज्ञवल्क्य (११) भारद्वाज (१२) जमदग्नि (१३७ र 


गौतम (१४) मुद्गल. (१५) वेदव्यास . (१६): लोमश (१७) 
श्रगस्त्य (१८) कौशिक (१६) , वत्स (२०) पुलस्त्य (२१) 
(२१) माण्ड्क (२२) दुर्वासा (२३) नारद, (२४) कश्यप । 


~ 
he 


इस प्रकार २४ अक्षरों के क्रमश: उक्त २४ ऋषि बताए गए हैं । | 


ऋषि या महषि वही महान आत्मा पुरुष बनता है जो कि समस्त 
सांसारिक सुखों का त्यागकर माया मोहादि बन्धनों से मुक्त होकर 
कठोर जप, तप, भक्ति, ज्ञान आदि साधनों द्वारा दिव्य शक्तियों 
को प्राप्त करता है। अस्तु आचार्यों के मतानुसार गायत्री मन्त्र के 
प्रत्येक अक्षर में क्रमशः उक्त २४ ऋषियों की तप-साधना, ज्ञान और 
भक्ति की शक्ति एकत्रित की गई है । अर्थात इन ऋषियों की तप 
शक्ति एकत्रित करके इस महामन्त्र की रचना की गई है अस्तु 
गायची मन्त्र की साघना उपासना और ध्यान: करने वाले श्रद्धालु 
तथा विश्वासी साधक की भ्रन्तरचेतना का उपरोक्त ऋषियों की तप 
. शक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाता है और  उंसके अन्तःकरण 

ध उन ऋषियों की महानशक्ति का प्रादुर्भाव होता है चाहे वह 
आंशिक रूप में ही हो। 


गायत्री के छन्द & 
गायत्री मन्त्र के २४ अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर का एक पृथक 
छन्द है, जोकि इस प्रकार है :-- क 
(१) गायत्री (२) उष्णिक (३) अनुष्टुप. (४) वृहृती 
(५) पंक्ति (६) त्रिष्टुप (७) जगती (=) अतिजगती (६) 
शक्बरी (१०) अतिशक्वरी (११) धृति (१२) श्रतिधृति _ 
(१३) विराट्‌ (१४) प्रस्तारपंक्ति (१५) कृति (१६) प्रकृति 
(१७) आक्कति (१८) विकृति ( संस्कृति (२०) अक्षर 
| १०० \ & 


च 
र्‌ 


110 


चेदमाता गायत्री । , ४१ 


पंक्ति (२१) भ्रुः (२२) -भुवः (२३) स्वः (२४) ज्योतिष्मतो 
ये २४ छन्द क्रमानुसार बताए गए हैं। इससे विदित होता है कि 
हमारे मनीषियों ने कितना गहन शोध किया है और इस प्रकार 
गायत्री मन्त्र के विविध गूढ़. रहस्यों व शक्तियों का पता लगाया है । 


गायत्री सन्त्र के २४ देवतागण 


वेदज्ञाता विद्वानों के मतानुसार गायत्री मन्त्र के २४ अक्षरों के . 

२४ पृथक २ देवता हैं, जिनके द्वारा उन देवताओं की शक्तियों का 
आह्वान किया जाता है और उन शक्तियों को ' प्राप्त'किया जाता 
है। वे २४ देवता इस प्रकार बताए गए हैं: 
_ (१) अग्नि (२) प्रजापति (३) सोम (४) ईशान (५) 
सविता (६) आदित्य (७) बृहस्पति (८) मैत्रावरुण (९) भग 
(१०) अयेमा (११). गणेश (१२) त्वष्ट्रा (१३) पूषा 
(१४) इन्द्राग्नि (१५) वायु (१६) वामदेव (१७) वरुण 
(१८) विश्वेदेवा (१६) मातृका (४०) विष्णु (२१) वसु 
(२२) रुद्र (२३) कुवेर (२४) अश्विनी कुमार । 


उक्त देवतागण उपासक को विविध प्रकार के श्रेष्ठ फल देने 
वाले हैं तथा गायत्री मन्त्र का उपासक व साधक उन २४| देवताओं 
की अलौकिक शक्ति प्राप्त करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त करता हुआ उत्थान के पथ पर अग्रसर होते हुए महान बन 
जाता है । 


gs 7 3 
+ 
क्युट गायत्री के आध्यात्मिक रहस्य रर है 


. घेदशास्त्रादि ग्रन्थों व ऋषियों तथा विद्वानों के कथन 


शास्त्रों तथा धामिक ग्रन्थों में तेजस्वी ऋषियों मनीषियों ने 
गायत्री की विविध आध्यात्मिक शक्तियों. का अन्वेषण तथा 
रहस्योद्घाटन करते हुए बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है । यहाँ उसमे 
से कुछ अंश ही प्रस्तुत . किए जा रहे हैं, जो कि गायत्री मन्त्र की 
रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों का उद्बोधन कराते हैं । 
यथा आदि शक्तिरिति विष्णोस्तामहं प्रणमामिहि । 
१ सर्गः स्थिति विनाशश्च जायन्ते जगतोऽनया । 


` अर्थात्‌-यह गायत्री ही परमेश्वर की आदिशक्ति है, उस को मैं 
मणाम्‌ करता हूं। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और 
संहार होता है । 
ऋषयो वेद शास्त्राणि सर्वे चैव महार्षयः । 
3218: श्रद्धया हृदि गायत्री धारयन्ति स्तुवन्ति च। 
2 [समस्त ऋषि, वेद, शास्त्र और समस्त महर्षि भी श्रद्धा- 
KR गायत्री को हृदय में धारण करते तथा स्तुति करते हैं । 
परमात्मनस्तु या लोके ब्रह्म शक्ति विराजते। 
सुकमा च सात्विकी चैव गायत्री त्यभिधीयते । 


अर्थात्‌--संसार में परमात्मा की जो सूक्ष्म और सात्विक ब्रह्म 
शक्ति, विद्यमान है, वह ही गायत्री है । | 


हीं श्रीं क्लीं चेति रूपेभ्यस्रिम्योहि लोक पालिनी । 
भासते सततं लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका। 
[ ११० ] | 


वेदमाता गायत्री डरे 


ग्रर्थात्‌--ह्वीं श्रीं अर क्लीं इन तीनों रूपों से संसार का पालन 
करने वाली त्रिगुणात्मिका गायत्री संसार में सतत्‌ रूप से प्रकाशित 
हो रही है। 
गायत्र्येव मता माता वेदानां शोस्त्र सम्पदाम्‌ । 
चत्वारोऽपि समृत्पन्ना वेदास्तस्या असंशयम्‌ । 
अर्थात्‌ शास्त्र सम्पत्ति रूप वेदों की माता गायत्री ही मानी 
गई है, चारों वेद इसी से उत्पन्न हुए है, इसमें किसी प्रकार का संशय 
नहीं है । 
प्रभावा देव गायत्र्या भूतानामभिजायते । 
ग्रन्तःकरणेषु देवानां तत्वानां हि समुद्भवः । 
अर्थात्‌ --प्राणियों के अन्तःकरणों में दैवी तत्वों का प्रादुर्भाव 
गायत्री के प्रभाव से ही होता है । 
गायत््युपासकरणादात्म शक्ति विवधंते। 
प्राप्यते क्रमशोऽज़स्य सामीप्यं परमात्मनः। 
अर्थात्‌ गायत्री की उपासना करने से आत्मबल की वृद्धि होती 
है और जन्ममरण बन्धन मुक्त परमात्मा की समीपता प्राप्त 
होती है । 
शौचं शान्ति विवेकश्चेतल्लाभ भयमात्मकम्‌ । 
पर्चाद्वाप्यते नून सुस्थिरं तदुपासकम्‌ । 
अर्थात्‌--मन को वश में, रंखने वाले उस गायत्री साधक को 
उपरान्त में पवित्रता, शान्ति और विवेक, ये तीनों आत्मिक लाभ 
निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं । 


कार्येषु साहस: स्थेर्यंकमंनिष्ठा तर्थव च । 
एते लाभश्च वं तस्माज्जायन्ते मानसास्त्रयः । 
अर्थात्‌--कार्यो में साहस, स्थिरता और वैसी ही कमेनिष्ठा ये 
तीन मन सम्बन्धी लाभ उसको प्राप्त होते हैं । 
| [ १११ ] 


४४ वेदमाता: क 


पुष्कला ` धनसंसिद्धिः सहयोगरच सर्वंतः। 
स्वास्थ्यं वा त्रय एते स्युस्तस्माल्लाभश्च लौकिकाः । गर्क 
अर्थात--संतोषजनक धन की वृद्धि, सब ओर से सहयोग तचा 
स्वस्थता ये तीन लौकिक लाभ उसे निश्चय ही प्राप्त होते हें । 
वाह्य चाभ्यन्तरं त्वस्य . नित्यं सन्मार्गगामिनः । 
उन्नतेर्भय द्वार यात्युन्मक्त कपाटताम्‌ । 
अर्थात्‌--सदा सन्माग पर चलने वाले गायत्री उपासक के बाह्य 
और ग्रभ्यन्तरीय (भीतरी) दोनों, उन्नति के द्वार के कपाट सुड! 
जाते हैं । 


१ 


अक्षराणां तु गायत्र्या गुम्फनं ह्यस्तितद्विधम्‌ । 
भवन्ति जाग्रता येन सर्वागुह्यास्तु ग्रन्थमः। 
अर्थात्‌--गायत्री के ग्रक्षरो का गुम्फन इस प्रकार हुआ है क्कि 
इससे (शरीर की) समस्त गुह्य ग्रन्थियाँ जागृत हो जाती हैं। ७ 
जागता ग्रन्थ यस्त्वेताः सूक्ष्माः साधक मानसे । 
दिव्य शक्ति समुद्भति क्षिप्र ' कुर्वन्त संशयम । 
अर्थात्‌-जागृत हुई ये सूक्ष्म यौगिक ग्रन्थियाँ साधक के मन क्के 
निःसन्देह शीघ्र ही दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न कर देती हैं। 
जनयन्ति _ कृते पूंसामेता वे दिव्य शक्तयः । 
विविधान वै परिणामान्‌ भव्यान्‌ मंगलपुरितान । 
अर्थात्‌ ज्ये दिव्य शक्तियाँ मनुष्यों के लिए विविध प्रकार के 
मंगलमय सुन्दर परिणामों को प्रति फलित करती हैं। 
अनुष्ठानात्त वै तस्मात्‌ गुप्ताघ्यात्मिक शक्तयः । 
चमत्कारमयां लोके प्राप्यन्तेऽनेकधा . बुधः । 
अर्थात्‌ गायत्री अनुष्ठान से साधक को संसार में चमत्कार सै 
परिपूर्ण अनेक प्रकार की गुप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 
महामन्त्रस्य ` चाप्यस्य ` स्थाने पदे ` 'पदे । 
गृढ़ानन्तोपदेशानां ' रहस्यं: तत्रः ¦ वत्त ते 7+ 0 ७ 
| ११२ |] 


वेदमाता गायत्री प्‌ 


अर्थात्‌-इस गायत्री महामन्त्र के अक्षर २ और पद र में गूढ़ 
रहस्य भरा हुआ है तथा अनन्त गूढ़ उपदेश इसमें छुपे हुए हैं । 
प्रादुर्भवन्ति वे सूक्ष्माश्‍चतुविशति शक्तयः । 
्रक्षरेभ्यस्तु गायत्र्या मानवानां हि मानसे। | १2 
अर्थात्‌-मनुष्य के अन्तःकरण में गायत्री के २४ अक्षरों से २४ 
सूक्ष्म शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है । 
एतस्यात्त, जपान्नूनं ध्यानामग्नस्य चेत सा । 
जायते क्रमश्चैव षट्चक्राणां तु जाग्रतिः। 
अर्थात्‌ ध्यान व चित्त को एकाग्र करके गायत्री मन्त्र का जप 
करने से निश्चय ही शरीर के षट्‌ चक्र क्रमशः जाग्रत हो जाते हैं । 
पटू चक्राणि यदेतानि जागृतानि भवन्ति हि। 
षटू सिद्धयोऽभिजायन्ते चक्रेरेतर्नरस्य वै। 
अर्थात्‌ जब ये षट्‌-चक्र जाग्रत हो जाते हैं, तो मनुष्य को इनके 
द्वारा छः सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
चतुविशति वर्णेर्या गायत्री गुम्फिता श्रुतौ । 
रहस्य मुक्त तत्रापि दिव्यं रहस्य वादिभिः । 
अर्थात्‌-२४ अक्षरों में गूंथी हुई जो गायत्री है, विद्वानों के 
कथनानुसार इन २४ अक्षरों के गुम्फन में बड़े २ गूढ़ रहस्य अन्त- 
निहित हैं। 
अ्रभ्यस्तरे तु गायत्र्या अनेके योग सङ्चयाः। 
अन्तहिता विराजन्ते कश्चिदत्र न संशयः। 
अर्थात्‌--गायत्रो मन्त्र के अन्तर में अनेक योग संचित हैं । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । | 
उपरोक्त गायत्री महात्म्य वर्णन से आपने यह भली प्रकार 
समभा होगा कि इस महामन्त्र में अनेक अलौकिक. आध्यात्मिक 
शक्तियाँ इसके प्रत्येक अक्षर में अन्तहित हैं, जो कि साधक को दिब्य 
गुणों, तेज और शक्तियों से ओत-प्रोत कर देती हैं । 


[ ११३ ] 


कित ' | MIRAE 
# गायत्री मन्त्र को महिमा ई ४ 
2232212222: RPE ड 
वेद, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों तथा तपस्वियों द्वारा वर्णन 
१ महेषि विश्वामित्र जी ने कहा है-- 
- गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मन्त्र नहीं है । सम्पूर्ण वेद, 
यज्ञ, दान, तप आदि गायत्री मन्त्र की कला के समान भी नहीं हैं: : 
२ मनु ने “मनुस्मृति' में कहा है- रे 
ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार ग्रहणकर तीन पंदों वाला : 
गायत्री महामन्त्र रचा । गायत्री से बढ़कर पवित्रकारी अन्य कोई | 
मन्त्र नहीं है । जो मनुष्य नियमित रूप से तीन वर्ष तक गायत्री का 
जप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त होता है । जो द्विज दोनों संध्याओं 
में गायत्री मन्त्र का जप करता है, वह वेद-अध्ययन के फल को प्राप्त 
करता हे । वह अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप 
से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है ।' 
` ३ याज्ञवल्क्य के मतानुसार-- 
गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, 
और गायत्रा से श्रेष्ठ मन्त्र न कोई हुआ और म भविष्य में होगा ही । 
समस्त वेदों का सार उपनिषद्‌ हैं और समस्त उपनिषदों का सार 
गायत्री मत्र है। “ 
४ शंख ऋषि ने गायत्री का गुणगान इस प्रकार किया है-- 
नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली 
गायत्री ही है । इससे श्रेष्ठ शक्ति न तो स्वगं में है और न पृथ्वी पर | 
५ पाराशर जी का कथन है-- 
समस्त जप, सूक्तों तथा वेद मन्त्रों में गायत्री मन्त्र ही परस _ 
श्रेष्ठ है। | E 
| [ ११४ ] ँ 


वेदमाता गायत्री ४७. 


६ शौनक ऋषि का विश्वस्त मत है-- 


द्विज अन्य उपासनाएं करे या न करे, केवल गायत्री जप से हो 
वह जीवन बन्धन से मुक्त हो जाता है तथा भौतिक व पारलौकिक 
समस्त सुखों को प्राप्त करता है। 
७ ब्रह्मषि वशिष्ठ जी, जिन्हें गायत्री सिद्ध थी, कहते हैं-- 

मन्दमति, कुपथगामी और अथिर-बुद्धि वाला भी गायत्री के 
प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करता है, फिर सद्गति होना अवश्य-. 
म्भावी है । जो पवित्रता और स्थिरता से गायत्री की उपासना करते 
' हैं, वे आत्म-बोध का लाभ प्राप्त करते हैं । 
८ मह्षि नारद उवाच--- ः 

गायत्री भक्ति का ही स्वरूप हे । जहाँ भक्ति रूपी गायत्री हैः 

वहाँ श्री नारायण का निवास असंदिग्ध है। 
& महषि व्यास जी ने लिखा है-- 


जिस प्रकार पुष्प का सार मध्‌ व दुग्ध का सार घृत है उसी 
भकार समस्त वेदों का सार गायत्री है । सिद्ध की हुई गायत्री काम- 
धेनु के समान है । गंगा शारीरिक पापों को धो देता है और गायत्री . 
रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती हैं । 

१० अत्रिमुति के उद्गार इस रूप में प्रकट हुए हैं- 

. गायत्री आत्मा की परम शोधक है, उसके प्रताप से कठिनतम 
दोषा व दुगु'णों का परिमार्जन हो जाता है । गायत्री तत्व को भली 
भाँति समक लेने वाले विद्वान के लिए हस संसार में कोई सुख शेष 
नहीं रह जाता । ॒ 
११ भारद्वाज ऋषि का कथन है कि-- | 

ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी गायत्री का जप करते है, वह 

ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाली है । अधर्म-कर्म करने वाले के दुगु ण. 

eg | 


गायत्री की कृपा से छूट जाते हैं। गायत्री से रहित द्विज शुद्र न भी 
अधिक अ्रपवित्र है । 


१२ चरक संहिता” के प्रणेता महान ग्रायुर्वेदाचार्यं ऋषिवर चरक ने. 
गी गायत्री के महात्म्य को स्वीकार करते हुए कहा है-- 
'जो मनुष्य ब्रह्मचर्यं पूर्वक गायत्री उपासना करता हैऔर' 
आँवले के ताजा फलों का सेवन करता है, वह दीघ जीवी होता है । 


१३ अ्रथवंवेद (१९-७१-१) इलोक में गायत्री की स्तुति करते 
हुए उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करते 
वाली कहा गया हे । 

_ इसी प्रकार के समानार्थी मतों से धार्मिक ग्रन्थ भरे पड़े हैं, सभी 
ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, आचार्यो, ब्राह्मणों और विद्वानों ने एक 
मत से गायत्री मन्त्र में छुपी अनन्त अलौकिक शक्तियों, गूढ़ रहस्यों 
ज्ञान और विवेक के अक्षय भण्डारों आदि की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 


व गुणगान किया है । अस्तु गायत्री मन्त्र की श्रेष्ठता और महात्म्य 
असंदिग्घ है । 


गायत्री मंत्र का गुणानुवादन 

. आधुनिक महापुरुषों और" विद्वानों के उद्‌गार 
प्राचीन ग्रन्थों ग्रोर ऋषियों के अतिरिक्त आधुमिक युग के 
“ अगणित महापुरुषों और विद्वानों नें भी शास्त्रीयामत का एक 
स्वर से समर्थन करते हुए गायत्री मंत्र की श्रेष्ठता, महत्ता और 
उपयोगिता को स्वीकार किया है । नीचे उनके विचार तथा उद्गार 
'उदधत किए जा रहे हैं । :-- 
१ स्वामी रामकृष्ण परमंहंस का उपंदैश है-- 

“मै लोगों से प्राय: कहता हूं कि लम्बी साधनाएं न करके छोटी ३ 


११६ ही 
[ ११६ ] अ. 


& 


वेदमाता गायत्री ¥& 


सी गायत्री साधना करके देखो । गायत्री का जप करने से बड़ी-२ 
सिद्धियाँ मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा सा है पर इसकी शक्ति बड़ी 
भारी है ।' 
२ स्वामी रामतीर्थं जी कहा करते थे :-- 

राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री मनुष्य की बुद्धि 
को कामरुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देती है और जिसकी 
बुद्धि पवित्र होगी, वही राम को प्राप्त करे सकेगा । गायत्री पुका रती 
है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम 
से बढ़कर समझे । 
३ स्वामी विवेकानन्द जी का कथन. है :-- 


“राजा से वही वस्तु मांगची चाहिए, जो उसके गौरव के अनुकूल 
हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा 
प्रसन्न होता है, उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है । सद्बुद्धि से सन्माग पर . 
प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं । जो 
सत्‌ की ओर बढ़ रहा है, उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं : 
रहती । गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुट 
मणि कहा है । 

४ जगद्गुरु शंकराचाय जी का मत है -- 

' गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामथ्यं से परे 
हैं । सद्बुद्धि का होना इतना बड़ा काये है जिसकी तुलना संसार के 
अन्य किसी कार्य से नहीं हो सकती । श्रात्म-प्राप्ति की दिव्य-दुष्टि 
जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। 
गायत्री आदि-मंत्र हे । उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और . 
रितु के अभिवर्धन के लिए हुआ है ।' | 
५ महषि रमण का उपदेश है :-- 

'योग-विद्या के अन्तगंत मंत्र-विद्या बड़ी प्रबल है, मंत्रों की शक्ति से 

[ ११७ ] 


qo वेदमाता ®: 


¢: ड 
अदभुत सफलताएं मिलती हैं. । गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे 


आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं । 
< स्वामी शिवानन्द जी का कथन है :-- 

ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित शुद्ध होता है और 
हृदय में निमलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में 

विनम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने. से दूरदशिता बढ़ती है और 
स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा 
देवी सहायता मिलती है । उसके द्वारा आत्म-दर्शन हो सकता है 
७ स्वामी करपात्री जी ने कहा है :-- 

'जो गायत्री के अधिकारी हैं, उन्हें नित्य नियमपूर्वक जप 
करना चाहिए । हिजों के लिए गायत्री का जप अत्यन्त आवश्यक 
घर्भकृत्य है । 

" ८ प्रसिद्ध आयं समाजी महात्मा सवंदानन्द जी कहते हैं :-- 
गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यो की रीति रही 
है। ऋषि दयानन्द ने भी उसी शेली का अनुसरण करके संध्या का 
विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है । ऐसा 
करने से अन्तःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का 
'जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है । जितना ही 
इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो उतना ही अविद्या आदि 
क्लेशों का ह्लास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और 
नियमंपूर्वंक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार-सागर से तरने 
“की नाव और आत्म-प्राप्ति का मार्ग है ।' 


} ॥ 1 \ 
8 आये समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानन्द जी कहा करते थे :-- 


गायत्री मंत्र .सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, चारों वेदों का मूल यही 
गुरुमंत्र' है । आदि काल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया 
'करते थे। | | | 

१ [ ११८ ] 1 


है 
=+ 
च्छ 


चेदमाता गायत्री ५१ 


१० काली कमली वाले बाबा विशुद्धानन्द जो कहते थे :-- 

“पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती, यदि ईश्वर कृपा से 
हो ही जाय, तो वह कुमागंगामी नहीं रहता । जिसके हृदय में गायत्री 
वास करती है, उसका मन इंइवर की ओर जाता है । विषय-विकारों 
की व्यथेता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती हें । कई महात्मा 
` गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं । परमात्मा की शक्ति ही गायत्री 
है, जो गायत्री के निकट जाता है, वह शुद्ध होकर रहतर है । आत्म- ' 
कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है और मन की शुद्धि के 
लिए गायत्री मन्त्र अद्भुत है । ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री को प्रथम 
सीढ़ी समभना चाहिए । 

११ गीता ज्ञान के व्याख्याता स्वामी विद्यानन्द जी का कथन है :-- 


गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है । बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर 
जीवन में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ 
की जननी है । | 


१२ योगी अरविन्द घोष कहा करते थे :-- 


गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है, जो महत्वपूर्ण कार्य कर 
सकती है। उन्होंने कइयों को साधमा के तौर पर गायत्री का जप 
बताया था । 

१३ कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त 
किए थे :-- 

“भारत वर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि 
एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता हैं । वह है 
गायत्री मन्त्र! इस पुनीत मन्त्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के 
ताकिक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के 
बखेड़े की गुंजाइश नहीं है ।' । 

21८ [ ११६ ] 


५२ वेदमाता गायत्री 
१४ लाकमान्य बालगंगाधर तिलक कहा करते थे: 

“जिस बहुमुखी दासता के बन्धनो में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई 

है । उसका अन्त राजनैतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जायगा । 

. उसके लिए आत्मा के भीतर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्‌ 

झौर भ्रसत्‌ का विवेक हो । कुमागं को छोड़ कर श्रेष्ठ मार्ग परे 
चलने की प्रेरणा मिले, गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है ।' 

- १५ शहात्मा गांधी ने अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किए थे :-- 

“गायत्री मन्त्र का जप निरन्तर रूप से करना रोगियों को अच्छा 
करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है गायत्री का स्थिर 
आर शान्त हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर 
करने का प्रभाव रखता है ।' 

. १६ महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी कहते थे :-- 

“ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम 
रत्न गायत्री है । गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश 
आत्मा में आता है। इस प्रकाश से ही असंख्य आत्माओं को भव- 

+ बंधन से त्राण मिला है । गायत्री में ईशवर-परायणता के भाव उत्पन्न 
करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक श्रभावों को दूर करती है। 
गायत्री की उपासना ब्राह्मण-मात्र के लिए तो अत्यन्त आवश्यक है । 
जो ब्राह्मण गायत्री-जप नहीं करता, वह अपने कत्तव्य धर्म को 
छोड़ने का अपराधी है । | 
१७ सर डा० राधा कृष्णन ने कहा था :-- 

“यदि हम. इस सार्वे-भौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें. 

तो हमें प्रतीत होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है । 
गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल 
प्रार्थना है ।' 

१८ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्म ज्ञानी टी सुब्बाराव का 

कहना है :-- | 
। [ १२० | 


५ ५ 


वेदमाता गायत्री ५३ 


“सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहने है ग्रादि- 
शक्ति होने के कारण इसे गायत्री कहा जाता है । गीता में इसका 
वर्णन आदित्य वणे कहकर किया गया है । गायत्री की उपासंना 
करना योग का सबसे प्रथम अंग है ।' 

इसी प्रकार आधुनिक युग के और भी अनेक विद्वानों व 
महापुरुषों ने भी गायत्री मन्त्र की महिमा को एक स्वर से स्वीकार 
किया है। इससे सहज ही यह बोध होता कि गायत्री वास्तव में 
एक अद्भुत शक्ति स्रोत व साधन है, गायत्री मन्त्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। 


गायत्री उपासना से प्राप्त भोतिक व आध्यात्मिक लाभ 
तथा उनके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 


विद्वान पाठक यह तो भली प्रकार जानते ही हैं, कि गायत्री 
को वेदों की जननी आदि काल से माना जाता है। प्राचीन काल में 
जबकि भारतवर्ष आध्यात्मिक उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था, यह 
देश तपोभूमि के नाम से विख्यात था । क्योंकि यहाँ बड़े-२ ऋषि, 
मर्हाष, ज्ञानी, मनीषी, महात्मा, विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान के 
प्रकाण्ड पंडित तथा. महान तपस्वी, साधक और अन्वेषक हुए हैं, 
जिनमें ब्रह्वाषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, ग्रत्रि, व्यास, शुकदेव, 
दधीचि, बाल्मीकि, च्यवन ऋषि, शंख ऋषि, लोमश, वेशम्पायन, 
दुर्वासा, दत्तात्रेय, अगस्त्य, मैत्रय, लोमश, जाबालि उद्दालक, 
कण्व, शोनक, सनतकुमार आदि मुनियों के नाम आज भी भारत 
के आध्यात्मिक इतिहास में जगमगा रहे हैं । इन ऋषि मुनियों के 
जीवन वृत्तान्त तथा उनके कथनों द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट 
होती है, कि उनकी महान आध्यात्मिक सफलताओं का सूल साधन 
गायत्री उपासना ही थी । 
आधुनिक युग में भी जितने महात्मा, विद्वान और महापुरुष हुए 
हैं, उनमें से अधिकतर गायत्री की महाशक्ति का सम्बल प्राप्त करके . 
[ १२१ | 


प्‌ वेदमाता गायत्री 


अलौकिक ज्ञान, बुद्धि और प्रतिभा को प्राप्त करते रहे हैं और इस 
रहस्य का उद्घाटन उन्होंने स्वयं भी किया है । गायत्री मन्त्र की 
अलौकिक शक्तियों का उन्होंते मुक्त कण्ठ से गुणगान करते हुए उसे! 
अपने उत्थान और विकास का मूल आधार स्वीकार किया है । ऐसे 
महापुरुषों में जगद्गुरु शंकराचार्य जी, समर्थ गुरु रामानन्द, सन्त 
ज्ञानेश्वर, मछिन्दरनाथ, हरिदास, रामायण के प्रवर्तक गोस्वामी 
तुलसीदास, परमहंस रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानन्द, 
रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि. रमण, गौरांग 
महाप्रभ, स्वामी दयानन्द, आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । इनके अतिरिक्त सामान्य जनों में भी असंख्य भक्तों ने गायत्री 
उपासना द्वारा अनेक प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त 
किए हें, जिनके कुछ दृष्टान्त पाठकों की सुप्रेरणा के लिए यहाँ प्रस्तुत 
किए जा रहे हैं। 
_ १-कहते हैं कि आयुर्वेद के सुविख्यात ग्रन्थ 'माध व निदान? के 
भणता श्री माधवाचार्य जी ने श्रारम्भ में १३ वर्ष तक वृन्दावन में 
रहकर गायत्री उपासना और गायत्री पुरश्चरण किए थे, किन्तु 
भत्यक्षतः उन्हें जब उस साधना का कोई प्रतिफल प्राप्त होता दिखाई 
न दिया, ता बड़े निराश होकर वे काशी चले गए और वहाँ एक 
अवधूत साधु से अपने मन का दुख प्रकट किया । उस अवधूत ने 
उन्हें भरव की तान्त्रिक उपासना करने की राय दी । अस्तु वे उसके 
आदेशानुसार लीनभाव से भैरव की उपासना करने लगे । कुछ दिन 
में भेरव प्रसन्न हुए और माधवाचार्य के पीछे की ओर प्रकट हो कहने 
लगे कि 'वत्स ! मैं तेरी उपासना से प्रसन्न हुआ, वर मांग ले ।' 
पीछे से यह स्वर सुनकर माधवाचार्य को बड़ा आश्चयं हुआ और वे 
कहने लगे -हि देव ! आप सम्मुख प्रकट होकर दर्शन दीजिए ।' 
 तब्‌ भैरव ने उत्तर दिया -मैं गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट 
नहीं हो सकता।' अब , तो माधवाचार्य के श्राइचर्य का ठिकाना न 
[ १२२ ] 


वेदमाता गायत्री : | ५५ 


रहा । वे बोले-जब आप गायत्री उपासक के सामने नहीं ग्रा सकते 
तो वरदान क्या देंगे? कृपया अब ग्रांप हमें इतना ही बता दीजिए 
कि मेरी १३ वर्ष की गायत्री साधना निष्फल क्यों रही ?' तब भैरव 
ने उत्तर दिया-तुम्हारी अब तक की साधना तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों 
का नाश करने में लग गई । अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई । 
आगे से जो भी साधना करोगे वह सफल होगी ।' यह सुनकर श्री 
माधवाचार्य फिर वृन्दावन लौट आए और उसी स्थान पर पुन 
गायत्री की तपस्या आरम्भ कर दी, अन्त में उन्हें पूर्ण सिद्धि तथा 
माता गायत्री के दर्शन प्राप्त हुए 

२-गायत्री उपासना का एक और चमत्कारी प्रभाव देखिए :- 

नगराई के निकट राम टेकरी के घने जंगल में एक 'हूरीहर बाबा 
के नाम से विख्यात महात्मा ने गायत्री की तपस्या करके सिद्धि प्राप्त 
की थी। उसकी आध्यात्मिक {शक्ति का प्रभाव आस पास के क्षेत्र 
में किस प्रकार व्याप्त था, इसकी चर्चा उस क्षेत्र के प्रत्येक नर-नारी 
के मुख से आज भी सुनी जाती है। कहते हैं कि महात्मा जी की 
कुटिया तक जाने के लिए कई मील का घना जंगल पार करना 
पड़ता था और उस जंगल में सँकड़ों शेर, चीते, बाघ आदि हिसक 
पशु पाए जाते थे। कोई भक्त महात्मा जी फे दशन को जाता, तो 
मागे में उसकी दो-चार शेर चीतों से भेंट अवश्य हो जाती थी, किन्तु 
इतना कह देने मात्र से कि 'हरीहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं' वे 
हिसक जीव बिना किसी प्रकार की हानि पहु चाए चुपचाप रास्ता छोड़ 
देते थे और जंगल में चले जाते थे । इस प्रकार दर्शनार्थी भक्त निभय 
होकर महात्मा जी की कुटिया तक पहु च जाते थे कितना प्रताप था 

उन गायत्री सिद्ध महात्मा का ! | 

३ महात्मा देवगिरि जी बताते थे किं उनके गुरु जी हिमालय 
की एक गुफा. में गायत्री तप किया करते थे । वे अपने आसन से 
. उठकर भोजन शयन स्नान या मल मुत्र तक त्यागने के लिए नहीं 
0520 


५६ वेदमाता गायत्री 


जाते थे, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । 
गायत्री तप के प्रभाव से उनकी आयु ४०० वर्ष से भी अधिक हो 
चुकी थी फिर भी उनका शरीर त्याग का समय नहीं आया था । ' 
` ४-आर्यं समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द जी के गुरु थे 


स्वामी विरजानन्द सरस्वती । उन्होंने गंगा के किनारे तीन वर्ष तक 
' गायत्री का जप. किया था । वे वाह्य रूप से अंधे थे, किन्तु ज्ञान- 


चक्षुओ द्वारा वे अ्रगाध विद्या और ज्ञान प्राप्त कर चुके थे । उनमें 
अलौकिक ब्रह्म तेज था, जोकि सब गायत्री की कृपा से था । 

५-एक बूटीसिद्ध नामक महात्मा जोकि सदैव मौन धारण. किए 
रहते थे, मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्र में बड़े विख्यात थे । लोगों की 
उनके प्रति अट्ट श्रद्धा और श्रखण्ड विश्वास था । कहते हैं कि वे 
अलवर राज्य के एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुए थे । उन्हें 
किसी कारण वश घर से वैराग्य हो गया और मथुरा में आकर 
उन्होंने एक टीले पर एक करोड़ गायत्री मंत्र का. जप किया, जिससे 
उन्हें माता ने दर्शन देकर कृतार्थ किया और वे सिद्ध हो गए । आज 
भी वह ठीला गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है और अब वहाँ एक 
मन्दिर 'बन गया है, जिसमें गायत्री की भव्य मूर्ति स्थापित है । उन 
महात्मा के आशीर्वाद से असंख्य जनों का कल्याण हुआ । श्रलवर 
व धौलपुर नरेश उनके अनन्य भक्त थे । 

६-वड़ौदा के मंजुसर ग्राम निवासी श्री मुकुटराम जी महाराज 
गायत्री की उपासना से सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, वे प्रतिदिन आठ 
घण्टे नियमित रूप से गायत्री का जप किया करते थे । वे गुजराती 


'की केवल दो कक्षा पास थे, किन्तु गायत्री की दिव्यशक्ति द्वारा वे 


विश्व भर की भाषाओं के ज्ञाता हो गए थे और विदेशी लोग शा 
आकर उनसे घण्टों अ्रपनी भाषा में बातें करते थे साथ ही वे 
योग विद्या, जोतिष विद्या, वैद्यक, तंत्र बिद्या तथा धर्मशास्त्रों के 
पूरे-२ पंडित होगए थे । देश देशान्तर के समाचार इस प्रकार बताते 


॥ 


0२८1]. र 


वेदमातरः गायत्री २७ 


थे, मानों सब कुछ आँखों से देख रहे हों। पश्चात्‌ परीक्षा करने पर 
उनकी बातें सोलह आने सत्य सिद्ध होती थीं । 

७ एक और प्रत्यक्ष दृष्टान्त है--काशी में बाबू शिवप्रसाद जी 
गुप्त द्वारा स्थापित 'भारतमाता' मन्दिर का शिलान्यास बाबू भगवान 
दास द्वारा होना था, उसके उपलक्ष्य में १० लाख गायत्री जपका 
एक महायज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन पास 
में लगे पेड़ों के सूखे पत्ते अकस्मात्‌ हरे हो गए, कुछ पेड़ों में असमयः 
ही फल आ गए । यह सारा चमत्कार पं० मदनमोहन मालवीय, 
राजा मोती चन्द, हाई कोटे के जज श्री कन्हैयालाल आदि गणमान्य 
व्यक्तियों ने भी प्रत्यक्ष देखा, जो कि उस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे 

८ गढवाल के महात्मा गोविग्दानन्द जी अत्यन्त विषधर सर्पों 
के दंशित रोगियों की प्राणरक्षा करने के लिए दूर-दूर तक विख्यात 
थे, पूछने पर वे स्वयं बताते थे, कि यह सब गायत्री जप के प्रभाव 
से ही सम्भव था। इसी प्रकार समस्तीपुर के श्री शोभान साहू भो 
गायत्री मन्त्र की शक्ति से विषेले जन्तुओं तथा पागल कुत्ते के काटे 
रोगियों को ठीक कर देते थे । 

& ` विठूर के पास खांडेराव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक 
विशाल खिरनी के वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री-साधना किया करते 
थे । उन्होंने एक बार विराट्‌ गायत्री यज्ञ और ब्रह्म भोज का अयोजन 
किया । सारे दिन लोगों की पंक्तियाँ भोजन करती रहीं । ग्रन्त में 
रात के नौ बजे के लगभग घी समाप्त हो गया और अभी हजारों 
व्यक्ति भोजन करने के लिए शेष थे। खांडेराव.जी को वस्तुस्थित 
की सूचना दी गई, तो वे तत्क्षण बोले-जाश्रो गंगाजी में से चार 
कनस्तर भर लाओ और पुडियाँ सिकने दो। उनकी आाज्ञानुसार 
गंगाजल भरकर लाया गया । कहते हैं कि वे पूडियाँ घी से भी बढ़ 
कर स्वादिष्ट थीं । दूसरे दिन महात्मा जीने चार कनस्तर घी 
मंगवाकर गंगाजी में डलवा दिया । 

[ १२५ ] 


1१ 


ताम सुना था, सो वे सैनिकों को वहीं ठहरने का आदेश कर वशिष्ठ 


व्यवस्था करना भी सम्भव न होगा । यह सुनकर वशिष्ठ जी मुस्कुराए 


` पूछ वेदमाता गायत्रो 


१० चन्देल क्षेत्र निवासी गुप्त योगेश्वर श्री उद्धड जी जोशी 
नाम के एक सिद्ध पुरुष हुए हैं । गायत्री उपसना से उनकी कुण्डलिनीः 
शक्ति जाग्रत हो गई थी । उनकी वाणी सत्यसिद्ध हो चुकी थी। वे 


जो कह देते थे, सदैव सच होता था । अनेक लोगों की उनकी कृपा 


से प्राणरक्षा हुई, बहुतों को धन सम्मान आदि प्राप्त हुए, असंख्य 
नाना प्रकार की आपत्तियों से छूट । एक बार एक शंकालु व्यक्ति ने 
उनका उपहास किया, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि “जा! तू 
कोढ़ी हो जायगा। और कुछ दिनों बाद ही वह व्यक्ति सचमुच | 
कोढ़ी हो गया । . ५ 

११ और अगणित धर्म ग्रन्थों में वणित ब्रह्मषि वशिष्ठ जी की | 
गायत्री सिद्धि के दृष्टान्त तो आप में से बहुतो ने पढ़ व सुने ही 
होंगे, फिर भी न जानने वाले जिज्ञासु पाठकों की जिज्ञासा तृष्ति 
हेतु यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं :-- 

वशिष्ठ जी, जो कि राजगुरु के पद पर सुशोभित थे, महान 
तपस्वी ब्रह्मषि थे । विश्वामित्र जी जो कि उस समय एक प्रतापी 
राजा थे, एक बार शिकार खेलते हुए अपने सैनिको समेत वशिष्ठ 
जी के आश्रम के निकट पहु च गए । उन्होंने भी वशिष्ठ जी का बडा 


~ sory ge Er ' रर रू 


। के दर्शन करने आश्रम में 'पहु चे । वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा 
आदर सत्कार किया । जब वे उठकर जाने को तैयार हुए, तो वरिष्ठ 
जी ने उनसे रात को भ्राश्रम पर ही ठहरने का आग्रह किया । राजा 
विश्वामित्र कहने लगे-महाराज ! हमारे साथ तो पूरी सेना है, आप 
जैसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मण के लिए इतने सैनिकों के भोजन की 


और कहने लगे कि-ईश्वर की कृपा से सब प्रबन्ध हो जायगा, आप 

यदि ठह्रना चाहें तो ठहर जाइए । विश्वामित्र को उनकी बात | 

सुनकर बड़ा आश्चयं हुमा । मन में सोचने लगे कि चलो आज 
i [ १२६ | है 


वेदमाता गायत्री ५६ 


वशिष्ठ जी की परीक्षा भी हो जायगी । ग्रस्तु वे आश्रम पर ही ठहर 
गए । वशिष्ठ जी अपनी संध्याकालीन उपासना में लीन हो गए 
सध्या पूजन से जैसे ही वशिष्ठ जी उठे, उन्होंने राजा विश्वामित्र 
सेञकहा, कि आप अपने समस्त सैनिकों को भोजन के लिए 
बुलवाइए । विश्वामित्र हैरान थे--न कोई सामग्री आई न कोई 
बनाने वाला, न कोई व्यवस्था । और वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कि 
सैनिको को भोजन के लिए बुलवाइए। उन्होंने शंका प्रकट की, तो 
वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदण्ड उठाकर जैसे ही घुमाया, तो विश्वा- 
मित्र क्या देखते हैं कि क्षण मात्र में आश्रम के पाश्वे-उद्यान में नाना 


` प्रकार के व्यजनों से भरे थाल सजे हुए, हैं, और हजारों व्यक्तियों 


के भोजन की व्यवस्था पलक झपकते ही हो गई। अब तो मनही 
मन वरिष्ठः जी के ब्रह्मबल की प्रशंसा करते हुए सैनिकों को बुलाने _ 
की आज्ञा उन्होंने भेज दी । कई सौ सैनिक जो उनके साथ थे: आए 
और तृप्ति पूर्वक भोजन करके चले गए। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट 
भोजन अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था । विश्वामित्र ने 
ग्राञ्चर्यातिरेक हो अपने सैनिक जासूसों को आज्ञा दी कि रात के 
अन्धेरे में आश्रम के चारों ओर का क्षेत्र पूरी तरह छानकर पता 
लगाग्रो, कि कहीं कोई गुप्त भण्डार तो नहीं बना रखा है वशिष्ठजी 
ने। प्रातःकालं जासूसों ने समाचार दिया कि महाराज ! कहीं कोई 
भण्डार नहीं हें । आश्रम में केवल एक गाय अवश्य है, जिसको 
वशिष्ठ जी बड़ी श्रद्धा से सेवा क्रते हें । और रात को उसी गाय के 
पास खड़े ऋषिवर कह रहे थे--माँ ! तूने आज अपने पुत्र की लाज 
रखी, इसके लिए मैं तेरा कृतज्ञ हुं। मुझ पर ऐसी ही दया बनाए 
रखना । तंब तो विश्वामित्र को विश्वास हो गया कि वशिष्ठ जी के 
पास कामधेनु गाय है और उसी के कारण यह सब सम्भव हुआ । 
उन्होंने दूसरे दिन वरिष्ठ जी से कहा--कि आप अपनी गाय मुझे 
दान करदे, क्योंकि ऐसी उत्तम गाय तो राजमहल की ही शोभा हो 
[ १२७ ] 


६० । वेदमाता गायत्री 


सकती है । यह सुनकर रशिष्ठ जी बोले- राजन्‌ ! वहतो मेरी 
माता है, उर्सके बिना तो मेरा जीवन ही शून्य है । आपकी दृष्टि में 
वह एक गाय मात्र है किन्तु मेरी दृष्टि में वह मेरी जननी, मेरी 
पोषक और मेरे जीवन का सर्वस्व वही है। मैं किसी प्रकार भी उसे 
अपने से विलग नहीं कर सकता । 

वशिष्ठ जी का ऐसा उत्तर सुनकर विश्वामित्र ने अपने सैनिकों 
को आदेश दिया कि बलपूवंक इस माय को ले.चलो । फिर क्या था ? 
विश्वामित्र के सैनिक ज्योंही गाय की ग्रोर बढ़े, वशिष्ठ जी ने अपना 
ब्रह्मदण्ड उठा लिया.। पलमात्र में उस गाय के शरीर से हज़ारों वीर 
सैनिक उत्पन्न हो गए, जिन्होंने विश्वामित्र के असंख्य सैनिकों को 


- यमलोक 'पहु चा दिया । जो बचे, वे भाग गए और स्वयं विश्वामित्र: 


ने भागकर अपने प्राण बचाए । वशिष्ठ जी का ऐसा आध्यात्मिक 
बल देखकर विश्वामित्र के मूह से निकला-- 
“धिक्‌ बल क्षत्रिय बलं, ब्रह्म बलं परं बलम्‌ । 
और फिर सारा राजपाट त्याग वे ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिए 
घोर तपस्या में लीन हो गए । उन्होंने साठ हजार वर्ष तक कठोर 
तप किया और तब ब्रह्मषि पद को प्राप्त किया । 
- ॥7 ~ ७ 


इन दृष्टान्तों और उदाहरणों से आप लोग भली-भांति समक्त 
गए होंगे, कि गायत्री वह महाशक्ति है, जिसके द्वारा संसार में कोई 
कार्य असम्भव नहीं । साथ ही यदि मनुष्य पवित्र मन, निष्ठा और 
विश्वासपुवेक माँ गायत्री की उपासना करे, तो उसकी उपासना 
कभी निष्फल नहीं जाती । माँ की कृपा से उसमें दिव्य शक्तियों का 
प्रादुर्भाव होता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के 


लाभ प्राप्त होते हैं। उसका इहलोक और परलोक दोनों संवर जाते. 


हैं, तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और सफलता प्राप्त 


होती है । 
OOF] 


/ 


EE आग 


£ 
| 
८ 
१ 
१ 


गायत्री पुरश्चरण-विधान 


ॐ गायत्री पुरश्चरण विधि विधान तथा 
जप-ध्यानादि विधि 


३८ गायत्री कल्प (प्यास, मार्जन, तर्पण 
इत्यादि सहित ) 


> गायत्री शापोद्धारम्‌ आदि 


ऋ गायत्री पुरश्चरण विधि विधान कट 


पुरश्चरण की भी धामिक ग्रन्थों में भिन्न २ विद्वानों द्वारा 
मिन्न २ व्याख्याएं प्रस्तुत की गइ हैं । यथा -- 

(१) नित्य त्रिकाल देव पूजन, जप, तर्पण, हवन तथा ब्राह्मण- 
भोजन इन पाँच विधियों को पुरश्चरण कहते हें । 


(२) मन्त्र फल की सिद्धि के लिए प्रारम्भ में शास्त्रीय विधि 
विधान से किया गया अनुष्ठान पुरश्चरण कहलाता है । 

(३) पुरः अर्थात्‌ पूर्वं को (आगे को) चरण अर्थात्‌ चलंना। 
तो आगे चलने से पूर्व तैयारी की जो स्थिति होती है, उसे पुरश्चरण 
कहा जाता है । भावार्थ यह है कि किसी ग्रभीष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मबल एकत्रित करने के लिए कुछ काल 
तक आन्तरिक शक्तियों को जाग्रत ग्रोर विकसित किया जाता है, 
उसी प्रक्रिया को पुरश्चरण कहते हैं । 

` पुरशचररण का मुख्य नियम-- 


'पुरश्चरण का मुख्य नियम यह है कि जितने मंत्रों का जप करें, 
उसकी दशांश आहुतियों का हवन होना चाहिए और हवन का दशाँश 
तपं ण, तर्पण का दशाँश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण- 
भोजन अनिवार्य है । अर्थात यदि सवा लाख मन्त्र का जप किया 
जाय, तो १२,५०० आहुतियों का हवन, १२५० तर्पण, १२५ 
मार्जन श्रौर १२ से अधिक ब्राह्मणों का भोजन कराना आवश्यक है। 
अस्तु पुरश्चरण करने का संकल्प करने वाले साधक को प्रथम अपनी 
ग्राथिक क्षमता और सामर्थ्यं का विचार रखते हुए ही मन्त्र-जप 

की संख्या निर्धारित करनी चाहिए । कम से कम २४ हजार मन्त्रों का 
जप किया जा सकता है. उससे अधिक सामर्थ्यानुसार सवा लाख, 
१३० `] 


गायत्री पुरूचरण विधान 0 


चौबीस लाख, एक करोड, सवा करोड इत्यादि मन्त्रों का जप किया 
जा सकता है । किन्तु यह जप २४ दिन में पूरा करना होता है, अस्तु 
यदि अधिक बडा पुरश्चरण किया जाता है, तो जप हवन तर्पण 
आदि में सहायता सहयोग करने के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक देकर 
धर्माचारी ब्राह्मणों की नियुक्ति करली जाती है और उनके भोजन, 
वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा आदि की समुचित व्यवस्था पुरश्चरण 
. साधक को करनी होती है । पुरश्चरण पूरा हो जाने पर. ब्राह्मण 
भोजन, कथा कीतेन तथा प्रसाद वितरण आदि के द्वारा उत्सव मनाते 
हुए पूजा की सामग्री आदि गंगाजी या अन्य किसी पवित्र स्थान में 
विसजित करनी चाहिए । * 


पुरश्चररण के लिए उपयुक्त स्थान चयन-- 
विश्वामित्र कल्प के अनुसार पुरश्चरण के लिए उपयुक्त स्थान 
पर्वेत शिखर, नदी का तट, बेल की छाया तले, तालाब के किनारे, 
गौशाला, मन्दिर, पीपल वृक्ष के नीचे, उद्यान, तुलसी वन, पुण्य क्षेत्र 
गुरु आश्रम अथवा तीर्थ स्थान होता है। इन स्थलों पर मन्त्रसिद्धि 
के लिए किया गया पुरश्चरण अथवा अनुष्ठान निश्चय ही फलप्रद 
एवम्‌ सफल होता है । ; | 
पुरश्चरण जप के लिए स्थान के वियय में नारद पुराण में लिखा 

है कि 

भगवान शिव की प्रतिमा के समीप, सूर्य, अग्नि तथा गुरु के 
समीप अथवा जलते हुए दीपक के पास जप करने से फल की सिद्धि 
होती है । घर में जप करने से सामान्य फल, गौशाला में जप करने 
से उसका सौ गुना नदी के तट पर लाख गुना और शिव के समक्ष 
` (अर्थात्‌ शिव मन्दिर में) जप करने से अनन्त गुना फल होता है। 
समुद्र तट, तालाब, पर्वत, देवालय तथा सभी पुण्याश्रमों में जप करने 
से करोड़ गुना फल होता है। : 

180) ॥: [ १३१ ] 


हि... रि 


गायत्री पुरश्चरण विधान 


उपरोक्त वर्णन अनुसार उपयुक्त स्थान पर साधक को पहले दीप 
स्थान अर्थात्‌ सूर्य चक्र का निर्माण करना चाहिए । वह इस प्रकार 
कि भूमि को समतल कर उसमें नव कोण वनावे । पूर्व कोष्ठ से 
आरम्भ कर क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवगं, तवगं, पवर्ग और यवर्ग 
आदि लिखे । मध्य कोष्ठ में २-२ स्वर (अग्ना, इई, उऊ आदि) 
क्रम से लिखे । फिर पूर्व के क्रम से जहाँ नाम का आदि अक्षर आता 
हो, वहीं कर्म का मुख समझना चाहिए । उसके दोनों बगल में कर्म 
(कछुवे ) के हाथ समक । इसी प्रकार पीठ, कुक्षि, दो पैर तथा पूंछ 
की कल्पना करें । यही सब मन्त्रो की सिद्धि का साधन शास्त्र वणित 
कूम चक्र होता है । 
उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के पश्चात्‌ साधक को अपने 


शरीर की शुद्धि करना आवश्यक है । महषि याज्ञवल्क्य के मतानुसार 


शरीर-शुद्धि के लिए साधक को कम से कम तीन लाख, अथवा आठ 
या चौबीस लाख वेदोक्त गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए। 
ग्रथवा--पवित्र नदी आदि के जल में सर्व प्रायश्चित्त की विधि से 
कम से कम डेड़ वर्ष अथवा तीन वा छः वर्ष तक यथा शक्ति कृच्छ 
चान्द्रायणादि सभी प्रायश्चित्त करके तब पुरश्चरण आरम्भ करना 


चाहिए 


पुरश्चरण साधक के लिए भोजन विषयक शास्त्रीय नियम 


पुरश्चरण करने वाले साधक को शुद्ध अन्न का भोजन करने का 
शास्त्रीय निर्देश हे । विश्वामित्र कल्प में बताया गया है कि शुद्ध 
अन्न चार प्रकार का होता है-- (१) अयाचित (बिना माँगा हुआ) 
(२) उङछ (खेत में गिरे दाने संग्रह करके) (३) शुक्ल (अर्थात्‌ 


` ` अपने परिश्रम से ईमानदारी के साथ कमाकर प्राप्त किया गया) 


(४) भिक्षा। भिक्षा में प्राप्त अन्न को वैदिक विधान से शुद्ध करके 
तभी प्रयोगं करना चाहिए । ब्राह्मण साधक को चाहिए कि वह 
| [1९१३३ || 


क SS अंक, eS NSPS PP ह 


गायत्रो पुरश्चरण विधान & 


ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र का अन्न भिक्षा में ग्रहण 
न करे, क्योंकि पुरश्चरण में मांस के स्परे मात्र से तपस्या नष्ट हो 
जाती है-। दूसरे भिक्षा में प्राप्त अन्न को चार बराबर भागों में 
विभक्त कर प्रथम भाग किसी ब्राह्मण को दे, द्वितीय भाग गोग्रास का 
तृतीय भाग अतिथि को खिला कर - केवल चतुर्थं भाग साधक स्वयं 
ग्रहण करे । पुरश्चरण में स्थित तपस्वी साधक यदि गृहस्थ ब्राह्मण 
हो, तो केवल १६ ग्रास ग्रहण करे, वानप्रस्थ हो तो 5 ग्रास ले ओर 
यदि ब्रह्मचारी हो तो इच्छानुसार भोजन ग्रहण कर सकता है । किन्तु 
भोजन ग्रहण करने से पूर्व गो मूत्र से क्रमशः नौ, छे: तथा तीन बार 
प्रोक्षण करना चाहिए । प्रोक्षण करने की शास्त्र निर्देशित विधि यह 
हैं कि हाथ की सभी अंगुलियों को सटाकर “39 तत्सत्‌' मन्त्र का 
उच्चारण कर अन्न का प्रोक्षण करे । आहार नियमों का पालन करते 
हुए गुरुभक्ति से ओत-प्रोत साधक को छः मास में ही सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है, किन्तु गायत्री जप रूप में कर्म में एक दिन पंचगव्य पीकर 
दूसरे दिन केवल वायु के आहार पर, और तीसरे दिन किसी धर्मा- 
नुयायी ब्राह्मण का अन्न खाकर पुरश्चरण करना चाहिए । अथवा-- 
स्नान करते समय एक सौ गायत्री मन्त्र का जाप करे, फिर जल के 
भीतर आचमन करता हुआ एक सौ गायत्री मन्त्र का जप करे अर्थात्‌ 
प्रत्येक मन्त्र के साथ एक एक आचमन करे। इस प्रकार के जप से 
कृच्छ चान्द्रायण आदि का फल प्राप्त होता है, ऐसा कुछ आचार्यो 
का मत है । 
पुरइचररण में स्थित साधक के लिए निषेघ-- 

पुरश्चरण करने वाले साधकों को नमक, खार, खट्ट पदार्थ व 
गाजर आदि का आहार निषिद्ध है: इसके अतिरिक्त ताम्बूल, एक 
बार से अधिक भोजन, दुष्ट व अधामिक व्यक्तियों का संग, पागलपन 
श्रुति तथा स्मृतियों का विरोध और रात्रिकालीन जप का भी निषेध 
किया गया है । यदि श्राद्ध आदि के कारण पुरश्चरण-कत्ता जप 

[ १३३ ] 


|| 


१० गायत्री पुरश्चरण न 


अनुष्ठान का परित्याग करता है, तो वह देवद्रोही होता है और अपनी 
सात पीढियो को नरक में ले जाता है । 


: गायत्रो पुरश्चररण के लिए नियम-- । 
गायत्री पुरश्चरण करने वाले साधक को पूर्वोक्त नियमों तथा 
निषेधों का पालन करने के साथ २ कुछ अन्य नियमों का भी पालन 
करना आवश्यक है । यथा- भूमिशयन, ब्रह्मचर्यं पालन, मौनव्रत 
घारण, त्रिकाल स्नान, क्षूद्र कर्मो का त्याग, नित्य पूजा. नित्य दान, 
लीन भाव से भगवान की स्तुति, कीर्तन, नैमित्तिक अर्चेन गुरु तथा 
गायत्री में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा - इन १२ नियमों का पालन मंत्र 
तथा धर्म सिद्धि में सहायक होता है । साथ ही उसे नित्य सूर्य की 
प्रदक्षिणा कर सूर्याभिमुख हो गायत्री की सूति, प्रतिमा अथवा चित्र | 
का पूजन करना चाहिए । अग्नि में सूयं का पूजन करे । स्नान, पूजन, 
जप, ध्यान, हवन तर्पण आदि कृत्यों में निरन्तर लगा रहे और कामना ' 
विरत हो देवता में अपने सभी कर्म का निवेदन करे । 
पुरइचररण के लिए उपयुक्त काल लग्नादि-- 


“रूद्रयामल' के अनुसार वैशाख, श्रावण, आश्विन, कातिक . 
फाल्गुन तथा अगहन मास पुरश्चरण के लिए श्रेष्ठ हैं । 


'स्मृतिचन्द्रिका' के ग्रनुसार-पूणिमा, पञ्चमी, टितीया सप्तमी, | 
त्रयोदशी तथा दशमी ये तिथियां पुरश्चरण के लिए अत्यन्त शुभ हैं। | 
इन तिथियों में ही पुरश्चरण का आरम्भ करना श्रेष्ठ होता है । | 
शुभ लग्न के विषय में “रुद्रयामल' में लिखा है कि -- | 

जिस समय गुरुः और शुक्र दोनों उदय हो, शुद्ध लग्न हो और | 
उत्तम वार हो, चन्द्रमा तथा नक्षत्र अनुकूल हों, शुच्ल पक्ष. हो, तो | 
ऐसे शुभ लग्न में पुरश्चरण आरम्भ करने से मंत्र की अवश्य ही 
सिद्धि होती है । न 

RS [ORS 


गायत्री पुरश्चरण विधान ११ 


पुरश्चरण काल में प्रयुक्त प्रासन का महत्व -- 

पुरश्चरण काल में साधक यदि कृष्ण मृगचर्म के आसन पर 
बैठकर जप करे तो ज्ञान प्राप्त होता है, व्याघ्र चम के आसन पर 
बैठ कर जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कुशासन पर बेठकर 
जप करने से पुष्टि प्राप्त होती है । वेत्रासन (बेत का आसन) 
शान्ति प्रदायक होता है, वंशासन पर बैठकर जप करने से व्याधियों 
का नाश होता है कम्बल पर बैठकर जप करने से दुखों का नाश 
होता है, इत्यादि फल शारदा ग्रन्थ में कहे गए हैं । 
पुरशचरण में प्रयुक्त माला का संस्कार विधान -- 

शारदाग्रन्थ में कहा गया है कि -- 

रुद्राक्ष तथा श्वेत कमल की माला चाहे छोटी, बड़ी, अथवा फूटी 
हुई ही क्‍यों न हो, सब प्रकार के जपों में प्रशस्त है । माला १०८ 
दानों की होनी चाहिए । जप काल में माला तथा जप की मुद्रा गुप्त 
रखनी चाहिए, यहाँ तक कि गुरु को दिखाना भी वर्जित है, अस्तु 
माला को वस्त्र से पूर्णतया ढंक कर जप कर । 


माला संस्कार के विषय में लिखा है -- 


प्रथम माला को पंचगव्य से, फिर जल से 32 सद्यो जातं 
प्रपद्यामि' इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रक्षालन कर, पश्चात्‌ 
चन्दन, गुरु तथा गंध का घर्षण इस मंत्र के साथ कर 
वामदेवाय' । 'ॐ अधो रेभ्यो$थ--' इस मंत्रोच्चार से धूप दे । फिर 
३% तत्पुरुषाय' मंत्र द्वारा अनुलेपन और ॐ ईशानः सर्व: इस मत्र 
द्वारा सौ सौ बार अभिमंत्रित करना चाहिए । इसी प्रकार मेरु को 
भी इसी मंत्र से अभिमंत्रित करे | उपरान्त जिस मंत्र का जप करना 
हो, उसी मन्त्र से माला को प्रतिष्ठित करना चाहिए, तब उस मत्र 
का उससे जप करना चाहिए । गायत्री पुरश्चरण के लिए माला को . 
गायत्री मंत्र द्वारा ही प्रतिष्ठित्‌ करना त । 

[५ ९३? 


१२ गायत्री पुरश्चरण विधान 


गायत्री मंत्र का जप किस प्रकार कर ? -- 
इस सम्बन्ध में विश्वामित्र कल्प” में लिखा है -- 
१ ॐ कारं पुर्व मुच्चायं भूभु वः स्वस्तथेव च । 
गायत्री प्रणवान्तां च मध्ये त्रिप्रणवां तथा । 
एवं नित्यं जपं कुर्याद्‌ ब्राह्मणो विप्रपुङ्गवः 
भिन्न पादा तु गायत्री ब्रह्म हत्या प्रणाशिनी । 


तथा-- 
अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्यां प्रयच्छति । 
अ्रच्छिन्न पाद गायत्री जपं कुर्वन्ति ये द्विजाः । 
.ग्रधो मुखाश्च तिष्ठन्ति कल्प कोटिशतानि च । 
घमंशास्त्र पुराणेषु इतिहासेषु सुब्रत ! 
पञ्च प्रणव संयुक्तां जपे दिव्यनुशासनम्‌ 
जप संख्याष्ट भागान्ते पादो जाप्यस्तुरीयकः । 
स द्विजः परमो ज्ञेयं परं सायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
अन्यथा प्रजपेद्यस्तु स जपो विफलो भवेत्‌ ॥ 
प्रारम्भ दिनमारभ्य समाप्ति दिवसावधि । 
न न्यूनं नातिरिक्त च जपं कुर्याद्‌ दिने दिने ॥ 
नैरन्तर्येण कुवति स्व स्ववृत्ति न लिम्पयेत्‌ । 
श्रातरारभ्य विधि वज्जपेन्मध्यन्दिनावघि । 
मनः संहरणं शौचं यानं मन्त्रार्थं चिन्तनम्‌ । 
श्र्थात्‌- प्रथम ॐ कार का उच्चारण करे, पश्चात्‌ “भूभुँव स्वः? 
उच्चारण करे । फिर पुनः ॐ कार का उच्चारण कर गायत्री मंत्र 
पढ्‌ । भ्रर्थात्‌ -- | | 
_ (३5 भुभूवः स्वः ॐ तत्सवितुवेरेण्यं  भर्गो देवस्य धीमहि ३४ 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ 11 इस प्रकार गायत्री मत्र के. मध्य प्रत्येक 
१३६ |] 


गायत्री पुरश्चरण विधान | १३ 


पाद के अन्त में ३४ लगाकर तथा गायत्री मत्र के अन्त में प्रणव 3% 
का उच्चारण करते हुए जप करना चाहिए । इस विधि के अनुसार 
श्रेष्ठ ब्राह्मण तित्य जप करे । यदि गायत्री मंत्र के तीन पाद भिन्न 
करके जप किया जाता है तो वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला 
होता है । किन्तु गायत्री मंत्र को पादशः पृथक न करके जप करने 
वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जो ब्राह्मण गायत्री के पाद को 
अलग न कर एक पाद में ही जप करता है वह करोड़ो वर्षों तक 
रधो मुख (नर्क) में वास करता है। धर्मशास्त्र पुराणों तथा इतिहास 
में कहा गया है कि गायत्री को उपयु क्त पञ्चप्रणव से युक्त ही जप 
करना चाहिए । जब जप पूरा हो जाय, तो चोथा पाद 'धियो योनः 
प्रचोदयात्‌, इसका यथाशक्ति जप करना चाहिए । इस प्रकार जप 
करने वाला ब्राह्माण श्रेष्ठ सायुज्य मुक्ति फल को प्राप्त करता है । 
इससे भिन्न जो जप किया जाता है, वह निष्फल हो जाता है। 
पुरश्चरण के दिन से आरम्भ कर अन्तिम दिन तक जप की संख्या 
घटानी या बढ़ानी नहीं चाहिए, साथ ही अपनी नित्य विधि का भी . 
लोप न करे । प्रात: काल से आरम्भ कर मध्यान्ह पर्यन्त गायत्री जप 
करने की विधि है । मन को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। 
पवित्रतापूर्वंक मंत्र के अर्थ का जप काल में चिन्तन करना चाहिए । 
विश्वामित्र कल्प के अनुसार २४ लाख गायत्री जप का एक 
पुरश्चरण होता है। 
गायत्री पुरशचररण के लिए हवन-सामग्री-- 

“विश्वामित्र कल्प” में निर्देश है कि तिल, पत्र, फूल, यव मधु से 
युक्त कर जप की दशांश आहुतियों से होम करे, इस प्रकार मंत्र की 
सिद्धि हो जाती है । 

शारदा ग्रन्थ' में लिखा है, कि गोदुग्ध, पायस, तिल, दूर्वा दुधार. 
वृक्षों (पीपल, गूलर, पाकड़, बड़ आदि) की समिधा (लकड़ी) से 
प्रत्येक के ३-३ हजार अर्थात्‌ आठों को मिलाकर चौबीस हजार होम 

[ १३७ | 


उपयुक्त स्थान, समय, मुह तथा सामग्री आदि का ध्यान रखकर 
पवित्रता पूर्वक आटा, रोली, हल्दी, मेंहदी, पीली मिट्टी तथा पेवड़ी 
आदि मांगलिक द्रव्यों से चौक पूरें और उस चौक के मध्य में हवन 
की वेदी का निर्माण करें। हवन की वेदी भूमि से चार अंगुल ऊंची 
रहे तथा २४ ग्रंगुल चौड़ी हो । ईशान कोण में कलश स्थापित करे। 
एक चौकी पर देव स्थापन तथा गायत्री मंत्र स्थापना करे । चौकी के 
निकट गौघृत का दीपंक जला कर रखें, उपरान्त आगे वर्णित गायत्री 
पूजन करके अन्य कायं करे | | 
गायत्री पुरश्चरण में नित्यकर्म स्नानादि, संध्या, गायत्री पूजन 
(जिसके न्तर्गत अंगपुजन, कवच, न्यास ध्यान, स्तोत्र आदि हैं । 
शाप मोचन, हवन, . तपंण, मार्जन, मुद्रा, विसर्जन, और ब्राह्मण 
भोजन ये दस कार्य नित्यनियम पूर्वक किए जाते हैं । इन दसों कार्यों 
का आगे वर्णन किया जा रहा हे । इस प्रकार शास्त्रीय विधि विधान 
धुवक पवित्र हृदय, श्रद्धा व विश्वास पूर्वक यदि गायत्री पुरश्चरण 


पर्ण बे - 
पण किया जाता है, तो साधक को अनन्त भौतिक एवम आध्यात्मिक 


लाभ प्राप्त होते हैं । 
गायत्री पुरक्चरण में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए 
| > अस्तु 
“र अनुभवी व ज्ञाता कर्मकाण्डी पुरोहित के निर्देशन में किया जाय, 
3 है। अब हम गायत्री पुरश्चरण के उपरोक्त दसों कार्य 


विधानों का वर्णन करते हैं । 


$ 


१४ गायत्री पुरश्चरण विधान 
मन्त्र सिद्धि के लिए करना चाहिए । : 

उपरोक्त शास्त्रीय वर्णन अनुसार गायत्री 'पुरश्चरण के लिए 

[ १३८] | 


ह 
ल त a 
गायत्री पुरश्चरण के लिए 
नित्य नेमित्तिक शास्त्रीय विधि-विधान 


गायत्री पुरश्चरण के लिए विश्वामित्र कल्पोक्त नित्य नैमित्तिक 
शास्त्रीय विधि-विधान इस प्रकार बताया गया है .:-- 
१--श्रान्हिक लक्षण योग-- 
अस्य कृत्स्नस्य मंत्रस्य प्राणायामं निरुन्धयेत्‌ । 
प्राणायामं नियम्याशु गुरु पूजा पुरः सरम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः शयने पर्यवस्थिता । 
एकाग्रमानसो भूत्वा ध्यायेन्मूलेऽस्थ कुण्डलीम्‌ । 


अर्थात्‌--सव प्रथम मन्त्र सिद्धि के लिए सोकर उठने के पश्चात्‌ 
गुरु का मन ही मन श्रद्धापूर्वक ध्यान व पूजन कर प्राणायाम करे, ' 
फिर मन को एकाग्र करके नाभि के नीचे मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी 
का ध्यान करे । 


NE ॥ - 
>७& गायती कल्पः Fo 


नाभि सन्निहिता ज्ञेया द्वात्रिशद्वर्णसंख्यया। 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारं तथा न्यसेत्‌ \ 

षडाधारं तथा वक्ष्ये विन्यसेच्युतुरक्षरम्‌ । 

भ्राद्यन्त प्रणवेयु क्त षट्‌ कुक्षिस्तु ततोन्यसेत्‌ । 
ग्र्थात्‌-नाभि के नीचे स्थित बत्तीस वर्ण वाली कुण्डलिनी का 
चार २ अक्षर आदि तथा अन्त प्रणव (३) से युक्त करके क्रमानुसार 
षडाधार में न्यास करे, पश्चात्‌ षट्कुक्षि में न्यास करे । न्यास-विघि 

का वर्णेन आगे किया गया है। 
अब शौचादि से निवृत हो पवित्रता पूर्वक गंगा स्नान करे तीन 
[ १३६ ] 


१६ गायत्री पुरश्चरण विधान 


वार गंगाजल से आचमन तथा तीन बार स्नान कर जल के मध्य 
में आदि तथा अन्त में प्रणव से युक्त मायाबीज सहित गायत्री मन्त्र 
लिखे । प्रणव तथा गायत्री के मध्य तीनों व्याहृतियाँ (भूभ्‌ वः स्वः 
लिखे उपरान्त शुद्ध जल से आचमन कर तीन बार प्राणायाम करे । 
तदनन्तर गायत्री का ध्यान कर देशकाल आदि का संकीतंनपूर्वक 
संकल्प करे । पस्चात्‌ 

सूक्ताग्नि माजेनं कुर्याद्यथाशाखोक्त मार्गतः । 

श्रघमर्षण मंत्रं च स्नानं पञ्चाङ्गपूर्वकम्‌ । 

श्रोत्रे नासाक्षि रुद्धवा च सहस्रान्तं जले वपु: । 

मग्नं कुर्याज्जपेन्मन्त्रं कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ । 

ततः स्नानत्रयं कुर्याच्छिरो व्याहृति पूर्वकम्‌ । 

त्रिवारं त्रिविध स्नानं पायुमेढं शिरःस्तनम्‌ । 


® | प्रोक्षये शंखमद्राभिर्व्याहृत्यादि शिरोन्तकम्‌ । 
रौ ततस्तीर॑ समागत्यं गायत्री कवचं पठेत्‌ । 
अथात्‌--अपनी शाखा के अनुसार सूक्त पढ़ता हुआ मार्जन करें । 


और अ्घमषंण का मन्त्र पढ़कर पुन: पंचाङ्गपूर्वंक स्नान करे । 
अघमर्षण मन्त्र इस प्रकार है :-- 
432 ऋतं च [सत्यं चाभोद्धात्तपसोऽध्यजायत्‌ । ततो रात्र्यजायत्‌ ततः 
समद्रो अर्णवः । समृद्रादर्णवादधिसंवत्सरो ग्रजायत्‌। ग्रहो रात्राणि विदध- 
द्विवस्यमिषतो वशी । सूर्याचन्द्र मसौघाता यथा पूर्वम्‌ कल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं 
चान्तरिक्ष मयो स्वः ।' 
पञ्चाङ्ग मन्त्र इस प्रकार है :-- 
पञ्चाङ्गानि महादेवि ! जपो होमश्च तर्पणम्‌ । 
ग्रभिषेकरच विप्राणा माराधन मपीश्वरिः । 
इन मन्त्रों सहित स्नान करने के उपरान्त कान, नाक और आँखों 
को बन्द कर, जल में प्राणवायु को रोककर एक हजार गायत्री का. 
[ ४: १ शड ठ ] A क | 


, गायत्री पुरश्चरण विधान १७ 


जप करे और फिर तीनों ध्याहृतियों का उच्चारण करता हुआ शिरः 
स्नान करे । इस प्रकार तीन बार तीन प्रकार से स्नान करे । प्रत्येक 
'बार स्नान के समय शंख मुद्रा से लिङ्ग गुदा तथा शिर एवम्‌ स्तन- 
पर्यन्त प्रोक्षण करे, फिर पानी से बाहर निकल किनारे पर खड़े होकर 
गायत्री कवच का पाठ करे। गायत्री कवच आगे दिया गया हे । 
शङ्घमुद्रा इस प्रकार वर्णन की गई है- 
वामाङ्ग ष्ठं तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना । 
कृत्त्वोत्तानं तथा मुष्टिमङ्ग ष्ठं तु प्रसारयेत्‌ । 
वामाङ्गल्यस्तथा श्लिष्टा संयुक्ताः सुप्रसारिताः । 
दक्षिणाङ्गष्ठके लग्ना मुद्रा शंखस्य भूतिदा । 
कवच पाठ करने के पश्चात्‌ स्वच्छ पवित्र वस्त्र घारण कर 
चन्दन या भस्म से तिलक धारण करे । फिर निम्न मन्त्र से शिखा में 
गाँठ लगाए-- 
“3 आपोज्योती रसोऽमृतम्‌’ । 
उपरान्त जल में त्रिकोण बनाकर मध्य में ह्वींकार, कोण में प्र' 
पद और दण्ड पर व्याहति लिखे । प्रणव से जल के बाहर 'ॐ हीं 
इसका जप करे, पुनः मार्जन करे । उसी स्थान पर सन्ध्या न करे 
अन्यथा शूद्र के समान हो जाता है । ऐसा विश्वामित्र कल्प में लिखा 
है इस प्रकार गायत्री कल्पान्तर्गत आह्लिकलक्षणयोग सम्पूण हुआ । 


२— अचमन योग 
“विश्वामित्र कल्प” में आचमन योग इस प्रकार बताया गया है-- 
चतुविशतिनांमानि तत्तत्स्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
केशवांदीनि विन्यस्य पौराणाचमनं चरेत्‌ । 
भ्रर्थात्‌- प्रथम केशव आदि विष्णु के २४ नामों से उन २ स्थानों 
पर न्यास करे, फिर शास्त्रीय विधि से आचमन करे । 


[ Iv ] 


७ | 


१८ `. । गायत्री पुरश्चरण विधान 


चतुविशति वर्णानां केशवादिरनुक्रमात्‌ । 
देव्याः पार्दैस्रिभिः पीत्वा चाङ्ग लैनंवभिः स्पृशेत्‌ । 
सप्तव्याहृति . गायत्री शिरस्तुर्भेद्वयंन्यसेत्‌ । 
. श्रृतिसस्मृति-विधानेन द्विविधं परिकल्पयेत्‌ । 
अर्थात्‌-केशवादि २४ अक्षरों से गायत्री के तीन पाद से क्रमशः 
तीन बार जल पीकर नौ ग्रंगुलियों से न्यास करे । उपरान्त सप्त- 
व्याहृति युक्त गायत्री मन्त्र से सिर का चार अथवा दो वार न्यास 
करे फिर श्रुति तथा स्मृतियों के विधान अनुसार दो प्रकार का 
आचमन करे | | 
तृतीयं मूल मन्त्रेण क्रमादवर्णानि विन्यसेत्‌ । 
आचमन विधिः प्रोक्तः पौराणः स्मार्तं श्रागमः । 
श्रौतं मानसमइ्चभ्यं पञ्चभि श्रुतिचोदितैः । 
सन्ध्या प्रारम्भकाले त्वाचमनत्रितयं न्यसेत्‌ । 
अर्थात्‌ -मूल मन्त्र के द्वारा तत्तद्‌ वर्णो से न्यास करे। फिर 
वेदोक्त आचमन विधि से पुराण, स्मात्तं, आगम, श्रौत तथा मानस ये 
पांचों प्रकार के आचमन करे तथा संध्या के प्रारम्भ काल में तो तीन 
बार आचमन करना चाहिए । १५ 
कुरुते सर्वसिद्धि: स्यान्नास्ति चेन्निष्फलं भवेत्‌ । 
“ अर्थात्‌-जो सन्ध्या काल में इस प्रकार आदि मध्य अन्त में तीन 
बार आचमन करते हैं, उनको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है 
आर ऐसा न करने वालों की सन्ध्या निष्फल होती है । 
वेदोक्त ग्राचमन विधि मन्त्र-- 
श्रौत श्राचमन संत्र--3% माधवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः 
३ केशवाय नम; | - ह". 
स्मृति आचमन मन्त्र नारायणाय नमः, ३७ केशवाय नम: 
3% माधवाय नमः । 
[ १४२ ]. 


गायत्री पुरश्चरण विधानं १९ 


पुराण श्राचमन मन्त्र - ३७ केशवाय नमः, 5: नारायणाय नमः, 
३% माधवाय नम: । 

न्यास-मंत्र --3$ गोविन्दाय नमः इस मंत्र से आगे 
विष्णवे नमः' इस मंत्र से सुषुम्ना में न्यास करे । 

३+ मधुसूदनाय नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ शुद्धांशवे नमः, 
३ त्रिविक्रमाय नमः, इन मंत्रों से आगे, 3६ वामनाय नमः, 3 श्री 
धराय नमः इन मंत्रों द्वारा दोनों हाथों में न्यास करे । 

३ हृषीकेशाय नमः, ॐ पद्मनाभायनमः' इन मंत्रों से दोनों पैरों 
का न्यास करे । 

‘ॐ दामोदराय नम: मंत्र से सिर के मध्य न्यास करे । 

“3७ संकर्षणाय नम? मंत्र से नाक के मध्य या अन्त भाग में 
न्यास करे । फिर 3७ वासुदेवाय नम: से नाक के दाएं नथुने में और 
३ प्रद्य्‌ म्नाय नमः से वाएं नथुने में तथा ३% अनिरुद्धाय नमः इस 
मंत्र से दुबारा दाहिने नथुने में न्यास करे । पश्चात्‌ - अ 
पुरुषोत्तमाय नमः से बाएं नेत्र में, और 3 अधोक्षजाय नमः से 
दाएं नेत्र में न्यास करे । फिर “३9 नारसिहाय नम: मंत्र से पुनः बाएं 
नेत्र में न्यास करे । 


‘ॐ ग्रच्युताय नम:'--इस मंत्र से नाभि में न्यास करे। 
“3: जनादनाय नमः--इस मंत्र से बाम भूजा पर न्यास करे । 
‘ॐ हरये नमः --इस मंत्र द्वारा दाई भुजा पर न्यास करे । 
इस प्रकार शास्त्रोक्त बिधिविधान से आचमन करने से सब 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। आचमन करने की विधि बताते | 
हुए लिखा है । -+ 
संह्ताङ्गुलिना तोयं ब्रह्मतीथे पिवेज्जलम्‌ । 
मुक्ताङ्ग ष्ठं, कनिष्ठायां शेषेणाचमनं भवेत्‌ ॥ 
गोकर्णाकृति हस्तेन माषमात्रं जल पिवेत्‌ । 
न्यूनातिरिक्त मात्रेण तज्जलं सुरया समम्‌ ॥ 


[ १४३ ] 


२० गायत्री पुरश्चरण विधान 


अर्थात्‌-कनिष्ठा अंगुली तथा अंगूठे को पृथक कर शेष सभी 
अंगुलियों को एक साथ मिलाकर हाथ को गोकर्ण के समान क्ति 
में बनाकर ब्रह्मतीर्थ से माशाभर जल पीकर आचमन करे । माशा 
से कम अथवा अधिक जल होने से वह जल सुरा के समान हो 
जाता है । 
इस प्रकार विश्वामित्र कल्पोक्त गायत्री कल्पान्तगेत आचमन 
योग सम्पूर्णं हुआ । 
३ प्राणायाम योग 
गायत्री पुरश्चरण के विधि विधान में ऋषियों ने प्राणायाम को 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है । प्राणायाम अर्थात्‌ प्राणों का आयाम 
(विस्तार) करना । प्राणायाम क्रिया के तोन लक्षण होते हैं `- 
(१) पुरक अर्थात्‌ वायु को श्वास द्वारा शीतर खींचना । 
(२) कुम्भक- अर्थात्‌ वायु को भीतर ही रोके रखना । 
(३) रेचक-्र्थात्‌ वायु को निःश्वास द्वारा बाहर निकालना । 
इनमें पुरक तथा रेचक प्राणायाम फलहीन होने से गायत्री 
पुरश्चरण में निषिद्ध हैं, केवल कुम्भक प्राणायाम ही फलप्रद होने 
से सफल (अमोघ) माना गया है । लिखा है :-- 
निषिद्धं रेचकं ज्ञेयं पूरकं च तथैव च। 
अमोघं कुम्भकं प्रोक्तं प्राणायामं प्रकीतितम्‌ । 
प्राणायाम काल के विषय में कहा गया है--कि 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमें द्विगुणा मता । 
उत्तमा' त्रिगुणा प्रोक्ताः प्राणायामं निरुन्धयेत्‌ । 
अर्थात्‌ बारह मात्रा काल पर्यन्त का प्राणायाम निकृष्ट 
(मधम), चौबीस मात्रा काल का मध्यम और छत्तीस मात्रा काल 
का प्राणायाम उत्तम होता है । 
गायत्री पुरश्चरण में प्राणायाम किस प्रकार का होना चाहिए, 


इस विषय में लिखा है :- 
१४४ | 


गायत्री पुरश्चरण विधान । SN 


प्राणायाम समान विन्दु सहितं विन्दुत्रयं संयुतं । 

सप्तव्याह्ूति बिन्दु सम्पुट परं वेदादि पादत्रयम्‌ । 

गायत्रीं शिरसा त्रिनाडि सहिता मीड्य हये ढौँ परे। 
_. शुद्ध केवल कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं पदम्‌ । 

_ अर्थात्‌--प्राणायाम “भूर्भुवः स्व: आदि सप्त व्याहृतियों से 
सम्पुटित इडा, सुषुम्ना और पिंगला इन तीनों नाड़ियों सहित गायत्री 
मंत्र युक्त, पूरक तथा रेचक दोनों से उत्तम और शुद्ध केवल कुम्भक 
ही माना जाता है । कुम्भक प्राणायाम द्वारा ही नित्य ध्यान करने से 
तत्व पद प्राप्त होता है । | 

भगवान शंकर ने भी कहा है कि इडा पिगला और सुषुम्ना इन 
तीन नांडियों से रहित प्राणायाम निष्फल होता है । 
आगे प्राणायाम की उत्तम, शुद्ध तथा फलप्रद विधि बताते हुए 
कहा गया है कि :-- ह: 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यति स्तथा। 

ततो धर्म समाश्रित्यं प्राणायाम विदो विदुः 1 

नासा पुटं त्वद्ध _लीभिः पञ्चभिर्वायुसेधनम्‌ । 

-शनेः शनैस्तु निःशब्दं प्राणायामं निरोधयेत्‌ । 

नांसिका पुट मङ्गल्या निधायेकेन मार्तम्‌ । 

आकृष्य धारयेदर्नि प्राणायामं विचिन्तयेत्‌ । 
अर्थात्‌--ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी चारों 
प्राश्रमो में से किसी भी आश्रम का साधक प्राणायाम के समय वायु 
का व्यतिक्रम'न होने दे । पांचों ग्रंगुलियों से नासा पुट (नाक के अग्र 
भाग) को बन्द कर वायु को रोकता हुआ, किसी भी शब्द को न 
सुनता हुआ प्राणायाम करे । नासिका पुट को एक अंगुली से बन्द 
कर वायु को खींचकर अग्नि तत्व का ध्यान करना चाहिए । साथ 

ही कहा है :-- + 
[ १४५ ] 


२२ गायत्री पुरश्चरण विधान 


प्राणायामेन ज्ञात्वा च स्नापयेच्चिन्मयं शिवम्‌ । 
` तदादौ मानसं कुर्यात्तदाँ केवल कुम्भकम्‌ । 
पञ्चप्रज्वालकं चेव प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
पूजामानस संयुक्त प्राणायाम फलं भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ प्राणायाम काल में शिव का ध्यान कर ज्ञान रूप शिव 
काः मानस पूजन करना चाहिए और उस समय केवल कुम्भक 
प्राणायाम ही करना चाहिए । प्राणायाम काल में पंच प्रज्वाल पूर्वक 
मानस पूजा करने से ही प्राणायाम का फल प्राप्त होता है :-- 
पञ्च पूजा कैसी होती है, इसे बताते हुए होता है :-- 
लकारं च हकारं च यकारं च रकारयोः 
चकारमिति विख्यातं पञ्च पूजात्मकं जपेत्‌ । 
ग्रर्थात--लकार, हकार, यकार, रकार तथा चकार रूप वर्णो 
का ध्यान करना ही पंच पूजा कहलाती है, अस्तु प्राणायाम काल में 
इन पांच वर्णो की मानस पुजा करनी चाहिए 
पञ्चपूजा विना येन प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फलितं कर्म विश्वामित्रेण भाषितम्‌ । 
अर्थात्‌ -जो लोग पंच पूजा के बिना ही प्राणायाम करते हें । 
उनका प्राणायाम निष्फल हो “जाता है, ऐसा विश्वामित्र जी ने 
कहा है । 
प्राणायाम में शरीरिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
प्राणायाम में सिद्धासन, कुम्भक प्राणायाम और नेत्रों को बन्द करना 
ये तीनों श्रेष्ठ स्थितियाँ हैं, अस्तु प्राणायाम के समय नेत्रों को बन्द 
कर, शरीर को सीधा रखकर सुखासन पर बैठ कर कुम्भक प्राणायाम 
करना चाहिए । 
. गायत्री पुरइंचरण में प्राणायाम का श्रेष्ठ रूप बताते हुए कहा 
गया है कि-- 
[ १४६ | 


PSS TIS I CS “शीतक 


गायत्री पुरश्चरण विधान २२ 


उत्तमं नवधा चैव मच्यमं ऋतु संख्यया । 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामो विधीयते 
अर्थात्‌ नौ बार गायत्री मंत्र पढ़कर जो प्राणायाम किया जाता 
है, वह उत्तम, छे: बार गायत्री मंत्र पढ़कर प्राणायाम किया जाय, 
तो मध्यम और तीन बार गायत्री मंत्र के साथ किया गया प्राणायाम 
धम होता है । 


सप्त व्याहृतिभिश्चैव प्राणायामं पुटीकृतम्‌ 
व्याहृत्यादि शिरोऽन्तं च प्राणायाम त्रयत्रिकम्‌ । 
अर्थात्‌ - सप्त व्याहृतियों से सम्पुटित प्राणायाम करे । व्याहृति 
से आरम्भ कर शिरोन्त सत्यान्त स्वरोम पर्यन्त तीन-२ मंत्र प्रत्येक 
प्राणायाम .(पूरक कुम्भक रेचक) के साथ जपना चाहिए । भूः से 
आरम्भ कर स्वः पर्यन्त तथा सम्पूर्ण गायत्री मंत्र का तीन बार 
उच्चारण कर प्राणायाम करना चाहिए । 


अस्त्र प्रयोग काले तु प्राणायामं च लम्बका: । 
प्राणायाम बलोपेतं उप संहार कारकः। 
तस्मात्‌ सर्वं प्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सर्वं घर्म परित्यागी स. महापातकी भवेत्‌ । 


अर्थात्‌-घ्राणायाम क्रिया की समाप्ति काल में कुम्भक द्वारा 
रोके हुए दीर्घ श्वास को अपनी शक्ति के अनुसार धीरे-२ निःसर्ग 
करता हुआ प्राणायाम करे । अस्तु सभी प्रकार के उपायों से प्राणायाम 
का अभ्यास करना चाहिए । किन्तु वर्णाश्रम के सब घमों को छोड़ 
कर जो लोग गायत्री पुरश्चरण का आरम्भ करते हैं, वे महापातकी 

होते हैं । 
उक्त वर्णन सहित विश्वामित्र कल्पोक्त गायत्री कल्पान्तर्गत 
प्राणायाम योग विषयक विधि विधान सम्पूर्ण हुआ । 
[ १४७ ] | 


२४ गायत्री पुरश्चरण विधान 
४--मार्जन योग 
माजेन विधि के विषय में निर्देश करते हुए विश्वामित्र कल्प में 
बताया गया है कि-- 
ऋचादौ मार्जनं कुर्यात्‌ सोःश्वमेघ फलं लभेत्‌ । १ 
पादं पादं क्षिपेन्मूध्नि प्रति प्रणव सम्पुटम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपाद तु श्रधो यस्य क्षयाय च। 
आपोहिष्ठा मयो भुवः २. .तान ऊर्जे दधात्‌ जः 
महेरणाय चक्षसे यो बः शिवतमो रसः 
तस्य भाजयते ह नः उशतीरिव मातरः 
| 


» तस्माध्मरंग मामवः 
आपो जन यथा च नः 


IEE 


अष्टाक्षरं नवपदं पदादौ ब्रह्महा भवेत्‌ 
अर्थात्‌—मार्जन के ग्रष्टाक्षरी (आठ अक्षरों वाले) नौ मंत्र हैं 
यस्य क्षयाय जिन्वथ 


Ue Ya 2 


अस्तु गायत्री के प्रत्येक पाद को प्रणव से युक्त कर तीन बार 
सिर पर जल से अभिषेक करे, फिर प्रथम मन्त्र से नोवें मंत्र तक 
पढ़कर सिर पर जल छोड़े । ध्यान रहे कि गायत्री पद के आदि से 
मार्जन नहीं करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से महषि विश्वामित्र 
के मतानुसार ब्रह्महत्या का दोष लगता है । इसलिए प्रत्येक मंत्र के 
आदि से मार्जन करना चाहिए । ऐसा करने से साधक को ग्रश्वमेध 
यज्ञ का फल प्राप्त होता है । 
यस्य क्षयाय पादं तु आप: सिन्युत्वमेव च । | 
भूमौ पादौ विनिः क्षिप्य इतरन्मूध्नि विन्यसेत्‌ । | 
प्रातः सूर्यश्च मंत्रेण सायमर्निः पिवेज्जलम्‌ । 
आपः पुनन्तु मध्याल्ले क्रमेणाऽऽचमनं न्यसेत्‌ । 
` अ्र्थात्‌--यस्य क्षयाय जिन्वथ’ और 'आपो जनयथो च नः' इन 
दो मंत्रों (ऋचाश्रों) से पृथ्वी पर जल छोड़े, तथा अन्य सात 
MIMS) 


{ 


RN 


गायत्री पुररचरण विधान २५ 


. ऋचाओं से शरीर का मार्जन करना चाहिए । प्रातः काल और 
सायंकाल क्रमशः सूर्यश्च मा मन्युश्च०' और 'अग्निश्च मा. 
मन्युश्च०' मंत्रों द्वारा आचमन करे, तथा मध्यान्ह में' आपः पुनन्तु 
पृथिवीं मंत्र द्वारा आचमन करना चाहिए 

आपोहिष्ठेति मंत्रेण नवपादं द्विवारकम्‌ 
हिरण्यवर्णशचत्वारा दधि मंत्र द्विवारकम्‌ । 
अर्थात्‌--'आपोहिष्ठा--' नवपाद वाले-मंत्र से दो बार आचमन 
करे, उपरान्त 'हिरण्यवर्णा- तथा 'दधि मन्त्र से दो-२' बार 
आचमन करे । 
पदादौ क्लीं पदं मध्ये पदान्ते मार्जनं भवेत्‌ । 
ऋचादौ प्रणवं चोक्त्वा ऋचोऽन्ते मार्जनं भवेत्‌ । 
अर्थात्‌- प्रत्येक मंत्र के आदि में क्ली पद तथा अन्त में प्रणव 
का पाठ करते हुए मार्जन करे। प्रत्येक ऋचा के आदि में तथा 
अन्त में प्रणव (३%) का उच्चारण करते हुए मार्जन करना चाहिए । 
सत्त्वं रजस्तमो जातं मनो वाक्‌ कायिकादिषु । 
जाग्रत स्वप्न सुपुप्त्तादि नवेतान्नवभिदेहेत्‌ । 
अर्थात्‌-नव ऋचा के मंत्र से सात्विक, राजस, तामस, कायिक 
वाचिक मानसिक तथा जाग्रत, स्वप्न. सुषुप्तादि में किए गए नौ 
प्रकार के पाप नष्ट हो जते हैं । 
दधि-द्विमाजंनं चैब हिरण्यादि चतुष्टयम्‌ । 
काम क्रोधादि षडवर्ग मार्जयेत्‌ सवं मार्जनम्‌ । 
अर्थात--“दधि मंत्र' से दो बार और 'हिरण्यादि' मंत्र से चार 
वार कुल छै बार माजन करने से साधक के काम क्रोध आदि 
पड़वर्ग पापों का नाश हो जाता है। 
इस प्रकार गायत्री कल्पान्तगंत विश्वामित्र कल्पोक्त मार्जन योग 
सम्पूर्ण हुआ । 
[ १४६ ] 


२६ | गायत्री पुरश्चरण विधान 


५--अ्रध्येदान योग 
गायत्री उपासना अथवा दैनिक देव पूजन में ब्राह्मण के लिए 
सूर्य को ग्रध्यंदान नितान्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है । किन्तु उसका 
फल तभी है, जंब कि वह्‌ शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक किया जाय। 
अनेक ब्राह्मण उपासना के शास्त्रोक्त विधान न जानने के कारण 
अशास्त्रीय ढंग से पूजा किया करते हैं और उन्हें उसका उपयुक्त फल 
प्राप्त न होने के कारण उनकी साधना निष्फल जाती है। आचार्यो, 
ऋषि मुनियों तथा प्रात्तीन विद्वानों ने गहन अध्ययन के पञ्चात्‌ ही 
शास्त्रीय उपासना विधानो की रचना की है, जिनके पीछे गूढ़ रहस्य 
उनकी वर्षों की साधना और अनुभव तथा गहन अध्यन, मनन व 
चिन्तन छुपा हुआ है । अस्तु हमें हठधमिता से काम न लेकर अथवा 
श्रज्ञानतावश मनमाने ढंग से. साधना न करके, उपयुक्त शास्त्रीय 
विधियों का सदेव पालन करना चाहिए । अन्यथा लाभ प्राप्त होने 
के बजाय हानि की ही सम्भावना रहती है । 
अनेक व्यक्ति तक करते हैं, कि उपासना में कर्मकाण्ड या विधि- 
विधान की क्या आवश्यकता? उपासना तो मन की श्रद्धा-भावना की 
प्रभिव्यक्ति है--ठीक है कि श्रद्धा के बिना उपासना एक ढोंग मात्र 
है, किन्तु उपासना के विधि विधान और कर्मकाण्ड भी तो आध्या- 
त्मिक-शक्ति के उपयोग के नियम हैं। उन नियमों का पालन किए 
बिना हम उस शक्ति का पूरा २ और ठीक २ प्रयोग नहीं कर सकते। 
जिस प्रकार विद्य त-शक्ति के विषय में ज्ञान न होने पर यदि कोई 
अनाड़ी गलत ढंग से उसे व्यवहार में लाता है, तो या तो उस शक्ति 
से समुचित लाभ नहीं उठा पाता अथवा तार छू जाने से उसका 
प्राणान्त हो जाता है । अस्तु, मैं तो यही निवेदन करू गा, कि आध्या- 
त्मिक शक्ति का उचित सदुपयोग करने तथा उसका पूरा २ लाभ 
प्राप्त करने के लिए प्राचीन मनीषियों के दीर्घ अनुभव पर-आधारित 
उनके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें । 
[ १५० ] 


I पिहि 


~ 


cs 


गायत्री पुरश्चरण विधान | २७ 


“विश्वामित्र कल्प' में अध्यंदान का जो विधि: विधान बताया गया 
है, वह यहाँ निष्ठावान साधको तथा भक्त जनों के लाभार्थ प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 

विश्वामित्र कल्प में अध्यंदान के विषय में लिखा है-- 


एकं .मघ्याह्न काले च प्रायश्चित्त द्वितीयकम्‌ । 
अर्ध्यद्वयं तु मध्याह्ने. तथा मुक्त महामुने ॥ 
अरध्यंत्रयं ` प्रयोगार्थं प्रायर्चित्त चतुर्थकम्‌ । 
सायं-प्रात-द्विजादीना मेव मेव विधिःक्रमात्‌ ॥ ॒ 
अर्थात्‌--मध्याह्न काल में एक अर्ध्यं देकर, दूसरा प्रायद्चित्त- 
संज्ञक आध्यं देना चाहिए.। इसी प्रकार सायंकाल में भी तीन अध्यं 
उपासना संज्ञक और चौथा अर्ध्यं प्रायर्चित्त संज्ञक देना चाहिए । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों को प्रातःकाल में तीन श्रध्यं, मध्यान्ह में दो ध्यं और 
सायंकाल में चार अध्य देना चाहिए, जिनमें मध्यान्ह व सायंकाल 
का १-१ म्रम्तिम अध्ये प्रायश्चित्त संज्ञक हो । 
एकं शस्त्रास्त्र नाशाय एक हनन नाशने । 
असुराणां. बधायाऽ्ध्य प्रायश्चित्ताथे संयुतम्‌ । 
अर्थात्‌- एक अध्य सूर्यं के शत्रु (राहु) के शस्त्रास्त्र नष्ट करने 
के लिए, दूसरे उसके विनाश के लिए, तीसरा भ्रध्ये असुरों के वध 
के लिए देना चाहिए । तीसरे अध्य से सूर्य पर आईं हुई राहु की 
विपत्ति दूर होती है । चौथा प्रायरिचित्त के लिए अध्य दें । 
ब्रह्मास्त्रं नाभिजानाति स विप्रः शूद्र एव हि। 
तस्य कर्शादिक . जातं धर्माद्या निष्फलं भवेत्‌ । 
अर्थात्‌- जो ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र को नहीं जानता, वह शूद्र के तुल्य 
है, उसका किया हुआ समस्त धर्म-कर्म निष्फल जाता है। 
ब्रह्मास्त्रं ब्रह्म दण्डं च ब्रह्मशीर्षं च संयुतम्‌ । 
अर्ध्यत्रयं प्रयोगार्थं मेव मेव मुदाहृतम्‌ । 
[ १५१ ] 


२८ गायत्री पुरश्चरण विधान 


अर्थात्‌-तीन ग्रर्ध्यो में से प्रथम ्रध्यं ब्रह्मास्त्र, दूस रा अध्य ब्रह्म 
दण्ड तथा तीसरे. अध्य॑ का नाम ब्रह्मशीर्षं है, ऐसा मनीषियों ने 
कहा है । | 
प्रथम अर्ध्यं में--'इदं ब्रह्मास्त्र? कहकर हाथ में जल लें । 

दूसरे ग्रध्य में--'इदं ब्रह्मदण्डं' कहकर हाथ में जल लें । 

आर तीसरे अध्य मे-- इद व्रह्वाशीर्ष' कहकर हाथ में जल लें । 
उपरान्त उस जल को गायत्री मन्त्र से अभिमंत्रित कर तीन. बार 
सुरों के बध के लिए अर्ध्यंदान करना चाहिए । 

प्रथम अर्ध्य अस्त्र दण्ड रूप सिर से स्पशं कर एक ग्रंजुलि 
जल छोड़ना चाहिए । उससे सूर्य के वाहनों की रक्षा और असुरों का 


विनाश होता है । असुरो के बघ के लिए प्रायर्चित्त स्वरूप द्वितीय. 


अध्य अपने दाएं ओर पृथ्वी पर छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से 
मनुष्य सव प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है । 
दद्यात्‌ केवल गायत्र्या मुढोह्यर्ध्यं तु यो द्विजः । 
स विन्दु-त्राह्मणो नामः सर्वं घर्म बहिष्कृतः । 
अर्थात्‌-जो मुढ ब्राह्मण केवल गायत्री मन्त्र से अध्य देता है, 
वह बिन्दु वर्ग का ब्राह्मण है और वह किसी भी धर्म का अधिकारी 
नहीं होता है । 
बीजमंत्रेण गायत्र्याः प्रणवेत्यभिधीयते । 
देहस्तु दण्ड इत्युक्तः संज्ञाकवच मेव च। 
सर्वाङ्गानि पदौ मंत्रं सर्वं मंत्रे त्वयं विधिः ॥ 
अर्थात्‌--गाययी का बीज मन्त्र ही प्रणव कहा जाता है। देह 
दण्ड हैं, गायत्री कवच उसकी संज्ञा है। पद और मन्त्र सभी अंग हैं 
सब मन्त्रो की यही विधि है । । 
अस्त्राष्टवारतः प्रोक्ता गायत्री व्याप्त उच्यते । 
एतत्‌ षण्मन्त्रक/ ज्ञात्वा अ्रध्यंदयाद्धि नामतः । 
[ १५२ ] 


गायत्री पुरश्चरण विधान २६ 


अर्थात्‌-गायत्री मन्त्र में व्याप्त आठ बार अस्त्रो का प्रयोग 
करना चाहिए । इन छः मन्त्रों को जान कर “59 सूर्यायनमः' इस नाम 
से अध्यंदान करना चाहिए । | 

अ्रसावादित्य मन्त्रेण ब्रह्मेत्यादि प्रदक्षिणम्‌ । 
आपोभिरयुतं कार्य सर्वाघौध-निकृन्तनम्‌ । 
हंस हंसेति मंत्रस्य वृहत्यन्तं समुच्चरेन्‌ । 
शिरसा दण्डमस्त्रं च सम्मुखे इव निक्षिपेत्‌ । 
अर्थात्‌--असौ आदित्यो ब्रह्मा’ इस मन्त्र को पढ़कर तथा गायत्री 
मन्त्र सहित जल से दस हजार अध्यंदान पूर्ण करने वाले मनुष्य के 
सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं । 

“हंस हंस बुह्त्यन्तं' इस मन्त्रोच्चार के साथ सिर से स्पर्श कर 
सम्मुख में ही अध्यंदान करना चाहिए । यही अस्त्र दण्ड कहा 
गया है । 

: तज्जेन्यङ्ग_ष्ठ्योगेन राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌। 
राक्षसी मुद्रिका दत्त तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निक्षिपेद्यादि मूढात्मा रौरवं नरक ब्रजेत्‌ । 
अङ्ग ष्ठच्छाया पतितं देवता मुद्रिका भवेत्‌ । 
देवता मुद्रिका दत्त सर्वँ: पाप: प्रमुच्यते । 
एवं विज्ञान मान्त्रेण सद्यः सिद्धिर्भयिष्यति। 

अर्थात्‌ -तर्जनी तथा अंगूठे को मिलाकर राक्षसी मुद्रा होती है 
तथा राक्षसी मुद्रा से दिया हुआ जल रुधिर के समान होता है जो 
मूढ़मति प्राणी राक्षसी मुद्रा से अध्यंदान करता है, वह घोर नरक 
में पड़ता है तथा जिस अध्य में अंगूठे की छाया पड़ती है, वह देव 
मुद्रा कही जाती है । देव मुद्रा द्वारा दिए गए अर्ध्य से मनुष्य सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है । तथा इस देव मुद्रा को जान लेने मात्र 
से. उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है । | 
| [ १५३ ] 


३० गायत्री पुररचरण विधान 


ग्रध्येदान के विषय में यहाँ स्थानाभाव के कारण मुख्य २ 
शास्त्रीय सूक्त ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन का पालन करना | 
विशेष रूप से आवश्यक है, वैसे धामिक ग्रन्थों यथा शास्त्रों पुराणों, 
वेदों में बहुत विस्तृत नियम और उनके फलादि का वर्णन मिलता है। 

इस प्रकार विश्वामित्र कल्पोक्त ग्रर्ध्यंदान योग का विषय 
सम्पूर्ण हुआ । 

४ ६--ध्यान आवाहनादि योगः 

घ्यानं मुद्रां नमस्कारं गुरुमंत्रं तथेव च। 

संयोगमात्मसिद्धि च पञ्चर्ध॑व विभावयेत्‌ । 
अर्थात्‌-साधक को ध्यान, मुद्रा, नमस्कार, गुरुमंत्र और अपनी 
सिद्धि के साथ संयोग, इन पाँच बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना 

चाहिए । 

न्यास- स्वशुद्धि भूतशुद्धिं च कृत्वा शोषणदाहनम्‌ । 

प्लवने च ततः कुर्यात्‌ प्रणवादि त्रयं क्षरैः । 

प्राणायाम समायुक्त श्रन्तर्बाह्मं समातृकात्‌ । 

देहे न्यासं ततः कुर्यात्‌ कराङ्गे न्यास समाचरेत्‌ । 

अर्थात्‌- स्वं प्रथम आत्मशुद्धि करे, फिर भूतशुद्धि करे, पश्चात्‌ 
प्रणव सहित महाव्याहृति पढ़कर प्लवन करे । फिर प्राणायाम करके 
अन्तः तथा बाह्य शुद्धि करे, उपरान्त ग्रंगन्यास व करन्यास करे । 

ऋषि गयसेत्‌ पूर्वं मुखे, तथार्च्छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता हृदि विन्यस्य गुह्य बीजमिति स्मृतम्‌ । 
शक्ति विन्यस्य चाधारे पादयोः कीलक न्यसेत्‌ । 
एवं न्यास विधिं कृत्वा ष्यादिन्यास ऋपूर्वंकम्‌ , 

अर्थात्‌ -मुख में छन्द तथा सप्त ऋषियों का न्यास करे, हृदय में 
देवताओं का और गुह्य स्थान में बीज का त्यास करे। आधार में 
शक्ति का .तथा पैर में कीलक पढ़कर न्यास करे। इस प्रकार 
ऋष्यादि का न्यास करे। 

[ १५४] 


HR 


गायत्री पुरश्चरण विधान ३१ 


ग्रावाहनम्‌- 
आवाहनादि भेदं च दश-मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 
आयातु वरदां देवी अ्रङ्गःप्रत्यङ्ग सङ्गमे । 
प्रातर्गायत्री सावित्री मध्याह्ने च सरस्वती । 
एवमावाहनं ज्ञात्वा सन्ध्यायां जपमाचरेत्‌ । 


अर्थात्‌ -आह्वानादि करते हुए दसौं मुद्राओं को प्रदर्शित करे, 
फिर प्रातःकाल अङ्ग-प्रत्यङ्ग सहित वरदा गायत्री देवी का, मध्यान्ह 
में सावित्री का तथा सायंकाल में सरस्वती रूप का ध्यान करते हुए 
आवाहन करे । 
हस्ताभ्यामनुलोमेन आवाहन मनाहुते । 
नामत्र यमृषिइछन्दः क्रमेणाऽऽवाहूनं भवेत्‌ । 


ग्रर्थात्‌-दोनों हाथों को सीधा करके गायत्री का आवाहन करना 
चाहिए । आवाहन में क्रमशः ऋषि, देवता तथा छन्द का 
उच्चारण करते हुए आवाहन करना चाहिए । 
मूलाधारेण गायत्री सावित्री मणिपुरके। 
द्वादशारे सरस्वती छन्दो नाडीत्रयं तथा। 
ऋषिमू घ्नि सुविज्ञेयं आवाहन मनुक्रमात्‌। 
आवाहनं . यथोक्तं च यथोक्तं तु विसर्जनम्‌ । 
अर्थात्‌-मूलाधार चक्र में गायत्री का, मणिपू रक चक्र में सावित्री 
का तथा द्वादशार चक्र में सरस्वती का निवास होता है। छन्दों का 
निवास इडा पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में होता है और _ 
ऋषियों का निवास मूर्धा (शिर) में होता है। इस प्रकार ध्यान 
करते हुए देवता, छन्द और ऋषि का क्रमशः आवाहन तथा विसर्जन 
करें । ' 
चतुविशति गायत्रीं प्रातः स्नात्वा जपेन्मनुम्‌ । 
प्राणायाम ततः कुर्यान्न्यास घ्यानं समाचरेत्‌ 
[ ११५ ] 


३२ * गायत्री पुरश्चरण विधान 


करन्यासं ततः कुर्यादङ्गन्यासं तर्थंव च ।. 
चतुश्चतुश्चतुष्क च चतुर्चतुङ्चतुङ्चतुः । 
अर्थात्‌- प्रातःकाल स्नान व प्र शायाम करने के उपरान्त अंग- 
न्यास तथा ध्यान करें और फिर २४ अक्षरों वाले गायत्री मन्त्र का 
जप करें । इसी प्रकार चार बार प्राणायाम, चार वार ध्यान, चार 
बार अंगन्यास तथा चार बार कर न्यास करना चाहिए, तदुपरान्त 
जप करना चाहिए 
एवं जानीहि विप्रेन्द्र ! जपं . ध्यानम समाचरेत्‌ । 
आवाहनं ततो न्यासं विना जाप्यंतु. निष्फलम्‌ । 
अर्थात्‌- है विप्रेन्द्र ! इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि जान कर 
तदनुसार ही गायत्री जप एवम्‌ ध्यान करना चाहिए । आवाहन तथा 
ध्यान के बिना गायत्री का जप निष्फल हो जाता है । 
षडङ्ग विन्यसेद्‌ देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
व्याहृतित्रयमच्चार्यं॑ ्रनुलोमं च. विश्रतः। 
अर्थात्‌-वेदमाता गायत्री का प्रथम तीन व्याहूतियौं के उच्चारण 
सहित षड्ङ्ग न्यास करें । गायत्री में (3६) प्रणव का संयोग होना 
चाहिए । उपरान्त करन्यास करे । 
ध्यानम्‌-श्रोमित्येकाक्षरं चोक्त न्यास-ध्यान-पुरःसरम्‌ । 
यथा शक्ति जपं कुर्यान्नित्यकर्मं समाचरेत्‌ । 
अर्थात्‌ --गायत्री का न्यास तथा ध्यान करके (3% ) इस अक्षर 
का जप करना चाहिए 
गायत्री शक्ति ध्यानम्‌-- 
` वणस्त्र कुण्डिका हस्तां शुद्ध निर्मल ज्योतिषीम्‌ । 
सवं तत्त्वमयी वन्दे गायत्री वेदमातरम्‌ । 
अर्थात्‌--वर्णास्त्र युक्त कुण्डिका सहित हाथों वाली, शुद्ध निर्मल 
ज्योति स्वरूपिणी, सब तत्त्वों से युक्त वेदमाता गायत्री की वन्दना 
करता हूं । 
[ १५६ ] 


गायत्री पुरश्चरण विधान ३३ 


मुक्ता विद्रुम हेमनील धवलच्छायः मुखं स्त्रीक्षणै- 
यु क्तामिन्दुनिबद्ध रत्न मुकुटां तत्त्वार्थ वर्णात्मिकाम्‌ ॥ 
गायत्रीं वरदा भयांकुश कुशां शूलं कपालं तथा । 
शंख चक्र मथारविन्द युगलं हस्तैवंहन्ती भजे ॥ 
अर्थात्‌--मोती, विद्रुम, सुवर्ण, नील तथा श्वेत आभा से युक्त 
तीन नेत्रं वाले मुख युक्त चन्द्र जटित रत्नों के मुकुट को धारण करने 
वाली. तत्त्वार्थं प्रकाश करने वाली, अभय का वरदान प्रदान करने 
वाली, त्रिशूल, कपाल, शंख, तथा चक्र और कमल हाथों में धारण 
करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूं। 
पञ्चवक्त्रा दशभुजां सूर्यं कोटि समप्रभाम्‌ । 
सावित्री ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटि सुशीतलाम्‌ ॥ 
त्रिनेत्रा सितबक्त्रां च मुक्ता हार विराजिताम्‌ । 
वराभयांकुशकुशां हेम पात्राक्षमालिकाम्‌ । 
शंख चक्रान्ज युगलं कराभ्यां दधतींपराम्‌ । 
सितर्पङ्कज संस्थां च हंसारूढ़ां सुखस्मिताम्‌ । 
ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्री कवचं पठेत्‌ । 
अर्थात्‌--पाँच मुख, दश भुजाओं वाली, करोड़ों सूर्यो के समान _ 
प्रभा वाली, सावित्री, ब्रह्म वरदा, करोड़ों चन्द्र के समान शीतल, 
तीन नेत्रों वाली, शीतल वाणी वाली, मोतियों का हार. धारण करनें 
वाली, वर, अभय, अंकुश, हेमपात्र, अक्षमाला, शंख चक्र हाथों में 
धारण करने वाली, श्वेत कमल पर स्थित, हंसारूढ़, मन्द २ 
मुस्कराती हुई गायत्री का हृदय कमल पर ध्यान करके तब गायत्री 
कवच का पाठ करना चाहिए । 
वर्णानां ध्यानम्‌ -- 


तत्कारं चम्पकापीतं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्‌ । 
शतपत्रासनारूढं ध्यायेत्‌ सुस्थान संस्थितम्‌ । 


[ १५७ ] 


३४ गायत्री पुरश्चरण विधान 


--चम्पक पुष्प के समान पीतवर्ण, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, कमल 
पुष्प पर आरूढ़, सुन्दर स्थान पर स्थित 'तत्‌” कार का ध्यान करें । 
साकारं चिन्तये द्वेवमलसी पुष्प सन्निभम्‌। 
पद्म मधघ्यस्थितं सौम्यमुपपातक संस्थम्‌ । 
--अलसी के पुष्प जैसी आभा वाले, पद्म के मध्यस्थित, सौम्य 
तथा उपपातकों के विनाशक 'स' कार का ध्यान करें । 


विकारं कपिलं नित्यं कमलासनं संस्थितम्‌ । 
च्यायेच्छान्तो द्विज श्रेष्ठो महापातक नाइानं । 
कमलासन पर स्थित विद्रुम के समान महापाप नाशक “वि” 
कार का द्विजश्रेष्ठ शान्त चित्त से ध्यान करें । 
तुकारं चिन्तये त्प्राज्ञ इन्द्रनील समप्रभम्‌ । 
निदेहेतु सर्वं पापानि ग्रह रोग समुद्भवम्‌ । 

--चील इन्द्रमणि के समान प्रभा वाले, ग्रह रोगादि से उत्पन्न 
समस्त पापों का दहन करने वाले 'तु' कार का विद्वानजन ध्यान 
करें । | 

वकारं दह्लिं दीप्ताभं चिन्तयेच्च विचक्षण: । 
भ्रूण हत्या कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 


-अरिनि के समान दीप्ति वाले, म्रूणहत्या के पाप को तत्क्षण नष्ट 
करने वाले 'व' कार का ध्यान करें । 


रेकारं विमलं शुद्धं स्फटिकं सन्निभम्‌ । 
पापं नश्यति नत्क्षिप्र गम्यागमनोद्‌ भवम्‌ । 

--शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल 'रे' का ध्यान करें, जिसके 
ध्यान मात्र से भ्रगम्य स्थान में जाने से लगा पाप नष्ट हो जाता है। 
णिकारं चिन्तयेद्योगी शुद्ध स्फटिक सन्निभम। 
अभक्ष्य भक्षणं पापं तरक्षणा देव नम्यति। 

--शुद्ध स्फटिक के गा णि या? योगी पुरुष ध्यान करें, 
/ १ प 


गायत्री पुरश्चरण विधान | ३५ 


क्योंकि इसका ध्यान करने से अ्रभक्ष्य वस्तु खा लेने से लगा पाप 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 

यकारं तारकावर्ण मिन्दु शेष विभूषितम्‌ । 

योगीनां वरदं ध्यायेत्‌ ब्रह्म-हत्या . विनाशनम्‌ । 

-तारों के वर्ण वाले इन्दु से विभूषित 'य' कार का ध्यान करें। 
इस महान वर देने वाले योगी के ध्यान करने से ब्रह्म हत्या का पाप 
नष्ट हो जाता है । 

भकारं कृष्णवर्गा तु नील मेघं समप्रभम्‌ । 
ध्यानात्वा पुरुष हत्यादि पापं नाशयति द्विजः । 

“नील मेघ के समान प्रभा वाले कृष्ण वर्ण भ' कार का 
ध्यान करे, जो कि द्विज पुरुष हत्यादि पापों का नाशक है । 

गो कारं रक्त वर्ण च कमलासन संस्थितम्‌ । 
गो हत्यादि कृतं पापं घ्यात्वा नश्यति तत्क्षणाम्‌ । 
कमलासन पर अवस्थित रक्तवर्णं ग्राभा वाले 'गो कार का 
ध्यान करें, जो कि गोहत्या आदि महापातकों को नष्ट करने 
वाला है। 
देकारं रक्त संकाशं कमलासन संस्थितम्‌ 
` चिन्तयेत्सततं योगी स्त्री हत्या गहनं परम्‌ । 

--रक्त वर्णं वाले कमलासन पर स्थित 'दे' कार का ध्यान धारण 
करने से स्त्री हत्या का. पाप नष्ट हो जाता है, अस्तु योगी पुरुष 
निरन्तर उसका चिन्तन करें । 

वकारं चिन्तयेच्छुद्धं जाती पुष्पं समप्रभम्‌ । 
गुरु हत्या कृतं पापं ध्यानात्‌ नश्यति तत्क्षणात्‌ । 

जाती पुष्प के समान आभा वाले शुद्ध 'व' कार का ध्यान 
करें, जिसका ध्यान करने से गुरु हत्या का पाप नष्ट होता है । 

स्यकार तं तथा भानु' सुवर्ण सदृशं प्रभम्‌ । 
मनसा चिन्तितं पापं घ्यात्वा दूरमपाहरेत्‌ । 
[ १५६ ] 


विघात 
गायत्री पुरश्चरण 

३६ 

हि 


सुवर्ण के समान | ` मन से चित्तं 
ENE): Lx 
करे जो कि समस्त पापों को नष्ट करता है \ 


{` समप्रभम्‌ । 
धीकारं चिन्तयेच्छुक्ल कुन्द पुष्पा, समः र 

पितृ मातृवधात्‌ पापान्मुच्यते - नात्र ०... वीर कार है 
"कुन्द पुष्प के समान आभा वाले शुक्लवण 


पाप नष्ट 
चिन्तन करने से माता-पिता के वध करने से लगे हुएपा 
जाते हैं । 


मकार पद्म रागाभं चिन्तयेद्दीप्त तेजसम्‌ । 
पुवे जन्माजितं पापं तत्क्षणादेवे नव्यति कम भ्म! की 
मदम के समान आभा वाले दीप्त तेज के Bi होता है । 
का ध्यान करने से पूर्व जन्म के पापों का अविलम्ब ना 
हिकारं शंख वर्णन्तु 
अशेषं पाप दहनं 
पूणे चन्द्र के 
पापों को नाश करने वाले हिः 


न्तु पूर्ण चन्द्र समप्रभम्‌ । 


कार का ध्यान करें । , 
धिकार पाण्डव ध्यायेत पद्म स्योपरि संस्थितम्‌ । । 
` प्रतिग्रह्‌ कृतं पापं. स्मरणादेव नइ्यतिः । | चार्हि 11 
दम पर अवस्थित पाण्डु वर्ण 'धिः कार न्यात कच्या 
जिसके स्मरण मात्र से प्रतिग्रह पाप नष्ट हो जाते हैं । 


कार रक्तवर्ण पु इन्द्र गोप समप्रभम्‌ । 
, त्वा प्राणिवध 


टॅ! पापं निदेहेन्मूनि पुङ्गवः । का 
LN TN प्रभावाले 'यो' कार क पाप 

जिसके ध्यान मात्र से भेष्ठ मुनि लोग प्राणीबध के 

हो जाते हैं । § 


रि 
यान 
य़ र मुर्त 


द्वितीयश्चेव य. प्रोक्तो यो कारो रक्त गि 
निदंहेत्‌ पापानि उन: पापं न लिप्यते । 


१६० ] 


ग 
गयत्री पुरश्चरण विधान 
३ | 


द्वितीय 'यो' | 
करने की ॥ कार, 0001 कि रक्त वर्ण आभा वाला है, वह 
मं प्रलिप्त नहीं ब पापों को विनष्ट कर देता है, तथा पुनः पापों 
हीं होना पड़ता । ' 
2 कारन्तु मुखं पूर्वमादित्योदय सन्निभम्‌ । 
कृद ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठः स गच्छेत्परमं पदम्‌ । 
उदय र 
हल pss ह सूयं की आभा वाले “न: कार का ध्यान पूर्व की 
करने से श्रेष्ठ द्विज परम पद को प्राप्त होता है । 


नीलोत्पलं दलं श्याम प्र' कारं दक्षिणायनम्‌ । 
५ 04 सकृद्‌ ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठः संगच्छदीश्वरं पदम्‌ । 
— ल |! 3 ० शै 
जो कि श्रेष्ठ प छ के समान श्याम वर्ण प्र कारका ध्यान करे, 
ह्वाणों को ईश्वर पद प्राप्त कराने वाला है । 


सौम्यं गोरोचनापीतं 'चौ' कार चतुराननस्‌ । 
18५ सुकृद्‌ ध्यात्वा द्विज: श्रेष्ठ: संगच्छेद्वै णव पदम्‌ | 
त म्य a= 1 | 
ध्यान कर भे गोरोचन जैसे पीले वणे वाले व्चो' कार को एक बार 
ष्ठ ब्राह्मण विष्णु पद को प्राप्त होता है । 
कारं पदिवमाननम्‌ । 
ब्रह्मतः पदम्‌ । 
को ध्यान करने से 


शुक्ल वरणेन्दु सङ्काश द क 

सक्ृद्‌ ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठ: संगच्छेद 

. शुक्ल चन । 

द्विज चन्द्र के समान पश्चिम मुखी दे का. 

ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं । 

यात्कार तु शिवं प्रोक्त चुर्र 

ै प्रत्यक्ष फलदा ब्रह्म विष्णु 
“NNN 

रह्मा र कार को तो शिव अर्थात्‌ 

® सभान गरमा चाचा त. प्रत्यक्ष शुभ 


दुर्वदनं समंप्रभम्‌ । 
रुद्रं इति स्मृतिः । 
याण कारी कहा है। यह 
फल देने वाला है । 


कट 


१६१ 


न 
टु व 


न भवेत्सूतकं॑ तस्य मृतैकरच न विद्यते । 
यस्त्वेकं न विजानाति गायत्री च तथा विधाम । १. 
"जा इस प्रकार गायत्री को सविधि जपना जानता है 


है। 
कभ सुतक ही लगता हे और न कभी मृत्यु ही होती 
त्रिकाल जपम्‌-- 


प्रात. केवल गायत्रीं मध्याह्ने व्याहृतायुता । 
शाले तुयंया युक्ता नित्य जापम समाचरेत । 
पादादौ रेफ संयुक्ता गायत्रीं जप लक्षणम्‌ । 
अर्थात्‌- प्रात: काल 


उक्त तथा सायंकाल ग्रे तुरी 
` करना चाहिए । प्रत्ये 


उच्चारण कर जप करना 


पादत्रयं समुच्चार्य प्रतिलोमंततश्चरेत्‌ । 
रेफ बिन्दु गायत्री जपमाचरेत्‌ । उल्टा 
गायत्री के तीन पाद का उच्चारण कर पुन क स 
55 आदि व अन्त में 39 रम' के उच्चार 
जप करना चाहिए 

गायी पुर्व पा तुर्यान्त्यादि विलोमतः । 
जपेदेवं साधक: सर्व सिद्धये । 
अ्रर्थात--सायंकाल में गायत्री मन्त्र का उच्चारण कर 2 हैं 
उल्टे रूप में उच्चारण करने से साधक के सभी कार्य सिद्ध हों 

मापात. | [त |स ` 

ठुयपाद विना मंत्र भात: सन्ध्यामथाचरेत । 
भकारादि-हिकारान्त 


९७ 


गायत्री पुरश्चरण विधान 


धकारादि-यकारान्त तृतीयं पाद मच्चरेत्‌ । 


प्रथम च द्वितीयं च त्रिविधि जपलक्षणम्‌ । 


कालत्रयं त्रिधा जाप्यं त्रिकालं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
अनुलोम-विलोमाभ्यां तिरं सिद्धिम वाप्नुयात्‌ । 


चतुविशति - वर्णानामनुलोम जपेदपि । 
पूर्ण जाप्यफल नास्ति श्रध जाप्यफल लभेत्‌ । 


अर्थात--'तत' से आरम्भ कर 
म उच्चारण है । प्रचोदयात्‌ 
00 उच्चचारण है । प्रातः काल में 
चतुर्थ पाद के विना ही जप करना चाहिए । “भगो 
आरम्भ कर घीमहि के हि पर्यन्त मा पाद कहलाता 
चोरि परन्तु भरुध्यंदान करते समन तीनों पाद का उच्चारण करना 
हिए । 'घियो' के ध कार से यात्‌ के ये पर्यन्त तृतीयपाद 
कहलाता है । इस प्रकार प्रथम, का उच्चारण 
पूर्वक गायत्री का जप करना चाहिए । 
का जप 


परे प्रकार तीनों काले मैं 
1 चाहिए । त्रिकाल भरात मध्यान्ह व Hi 
क जाता है । ग्रस्तु उपयूक्त विधात अनुस अत 
में गायत्री का जप करने से शौ हि सिद्धि प्राप्त होती हैं ' 
चौबीस अक्षरों वाली गात. नुलोम ज क 
अर्थात्‌ विलोम जप न करणे से गा su 


उससे केवल आधा फल ही प्राप्त होता है 


जप पारायण कुर्यात्‌ 11 
- ह कोटिगुणं भवेत्‌ ' 
एवं ज्ञात्वा जपेक्नित्यमे 


गायत्री पुरश्चरण विधान 


कालत्रयं यथोक्त च जाप्य पारायणम्‌ परम्‌ 
अनन्त फल माप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः । 
अर्थात्‌ त्रिपदा गायत्री को नौ बार सम्पुटित कर गायत्री का 
पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया एक जप भी 
करोड़ों गुणा फल देने वाला होता है। तीनों काल उक्त विधि से 
रोती जप का पारायण करने से अनन्त फल प्राप्त होता है, यह 
नितान्त सत्य है, असंदिग्ध है । 
ओङ्कारः पुरुषश्चेव गायत्रीं सुन्दरी तथा । 
तयो: संयोग _काले तु वस्त्र माच्छाय गण्यते । 
वरेण्यं विरलं चोक्त्वा जप काले विशेषतः 
पारायणेषु युक्त' स्यादन्यथा त्रिफलं . भवेत्‌ । 
बान FN पुरुष है, गायत्री उसकी सुन्दरी हैं, अस्तु के 
व र ल अथात्‌ प्रणव सहित गायत्री जप कुडते ह. 
निरतः वस्त्र ट ढककर गणना करनी चाहिए । जपकाल में ता ( 
गायत्री: ऐसा कह कर जप का पारायण करना चाहिए, अन्यथा 


इति श्री गायत्री, कल्प सम्पूर्णम्‌ । 


[ १६४ ] 


| Lo 


गायत्री शापोद्धारम्‌ (न वटल | 


3ै७०७-७०-०--०--७--+--७-+-+-७-७३-+--+-+-७*-+-७+-७-+-+-+-+-+-७-७-+-७-७-+-+-+-+-+-७-३७-+-+-७-७-७- 


“ee. 


. पुराणादि ग्रन्थों में लिखा है, कि एक बार ब्रह्मा, वशिष्ठ और 
बवामित्र ने गायत्री को शाप दे दिया था, उस शाप से गायत्री की : 
शक्ति क्षीण हो गई थी । ब्रह्मशक्ति के इस प्रकार शाप द्वारा क्षीण 
ही जाने पर देवताओं में हाहाकर मच गया । तब उन देव-ऋषियों 
गायत्री शक्ति को झाप मुक्त करने के लिए एंक शाप विमोचन 
भि दिया और कहा कि इस शाप विमोचन मंत्र द्वारा शापमुक्त 
रके जो गायत्री जप करेगा, उसकी गायत्री. शक्तिशालिनी होगी । 
शास्त्रों में प्रथम गायत्री का शापोद्धार करने का विधान है । 
हे शापोद्धार-- 
विनियोग :--ग्रो गी ब्रह्मशाप विमोचन मन्त्रस्य 
:-ओदम्‌ अस्य गायत्री ब्रह्म ह 
र ऋषिः गायत्री छन्दः वरुणो देवता ब्रह्म शाप विमोचनार्थं जपे 
नियोग: । ! | 
कद ति इस गायत्री शाप विमोचन मंत्र के ब्रह्मा ऋषि 1 
शका आर वरुण देवता हैं, तथा ब्रह्म शाप के मोचन के लिए ज 
शोको वनियोग है । (५ 
शप विदा हाथ.में जल लेकर उक्त मंत्र पढ़ कर भूमि पर छिइक द) 
मोचन मन्त्र:-- £ RE 
्ो३म्‌ यद्‌ ब्रह्म ति ब्रह्मविदो विदुस्त्वां पश्यन्ति षी 
सुमनसो त्वं गायत्री ब्रह्मशापान्मुक्ता भव | हैं, घोर पुरुष 
नी ! ब्रह्मवेत्ता जिसको ब्रह्मनामं से FB से 
पु शा में आपको उसी रूप से देखते हैं. 
। यश 


- 1. 


र गायत्री पुरश्चरण विधान 
४२ | 


वशिष्ठ ज्ञापोद्धार-- अथि 
विनियोग--ॐ ग्रस्य गायत्री वशिष्ठ शाप विमोचन परा र.) 
ऋषि: अनुष्टुप छन्दो, वशिष्ठ देवता, वशिष्ठ शाप विमोचने 


घ, अनुष 
गायत्री के वशिष्ठ शाप विमोचन मन्त्र के वशिष्ठ ऋषि, का 


a र विमो मे ६ 
छन्द और वशिष्ठ देवता हैं तथा वशिष्ठ शाप विमोचन 
विनियोग है । 


बी पर छोड़ दे) 
(दाएं हाथ में जल लेकर उक्त मंत्र पढ़कर पुर्थ्व 
शाप विमोचन मन्त्र-- 


3 अर्क ज्योतिह ब्रह्मा ब्रह्मज्योतिहमू शिवः । 
शिव ज्योति विष्णु विष्णु ज्योतिः शिवः परः । 
गायत्रीं त्वं वशिष्ठ शापाद्विमुक्ता भव । शिव 
. अर्थात्‌-हे सूर्य की ज्योति ब्रह्म, ब्रह्म की ज्योति (१ | र 
के ज्योति विष्णू और विष्णु को ज्योति शिव गायत्री 
वशिष्ठ के शाप से मुक्त होवें । 
विश्वामित्र शापोद्धार-- (0 
विनियोग:--प्रो इम्‌ अस्य गायत्री विश्वामित्र शापविमोचत त 
विश्वामित्र ऋषिः, भनृष्ट्प छन्दः ग्राद्या देवता, विश्वामित्र शाप i 
जमे विनियोगः । र्मिः 
मित्र शाप विमोचन मन्त्र के वि बा 
ऋषि, अनुष्ट्प छन्द और आद्या देवता हैं और विश्वामित्र 
हे नका विनियोग है । छिड़ी ) 
बटर तल लेकर उक्त मंत्र पढ़कर भुमि 
४ 3 ग्रहो देवि महादेवि दिव्ये सन्ध्ये च सरस्वति: 
है र चैव ब्रह्मयोनि ` नमोस्तुते । 
त्वे विश्वामित्र शापाद्विमुक्ता भव ।. 
१६६ ] 


गायत्री पुरश्चरण विधान 


हे देवि ! हे महादेवि ! हे दिव्य रूपे ! हे सन्ध्या स्वरूपे ! हे 
सरस्वति ! हे जरा रहिते ! हे मरण रहिते ! आपको नमस्कार 
खे भ | नवें ज्ड 
है। हे गायत्री ! आप विश्वामित्र के शाप से विमुक्त होवें ।- 

इस प्रकार गायत्री का शापोद्धार कर अन्त में भगवती गायत्री 
` का ध्यान करते हुए नमस्कार करे । 
यहेवा$्सुरपूजितं परतरं 0 | 
पुन्नागाञ्म्बुज पुष्प नागबकुले: केश: शुकरचितम्‌ | 
नित्यं ध्यान समस्त दीप्ति । 
तत्संहार करं नमामि सततं पातालसंस्थं मुखम्‌ । 


मामर्थ्यतारात्मक 


करणं कालाग्निरुदरीपनं, ` 


L oS 
चण ० न्यास विधान ० kt 
पेण न्यास मन्त्र स्पहा कर 
~ १ £ 5 णें की ५ ०० गाँठे 
MR गए. 0 | 
३% सपादाङ्ग लिभ्यो नमः (पैरों की अ गुलि ४ 
ह छ गोनों जाघें 
३» विजङ्घाभ्यां नमः El i 
Ee द्‌ 
३७ लुर्जानुभ्यां नमः Als 
ह व ऊरूभ्यां नमः (कटि के नीचे Hi 
३% रे शिश्नाय नमः क) 
३ णि वृपणाभ्यां नमः (कहि) 
ै भर्नाभ्यै नमः र ) 
३% गो उदराय नमः आ 
3 दे स्तनाभ्यां नमः 0) 
3३ व उर्से नमः in 


अ. स्य कण्ठाय नमः 
१0000) | 


गायत्री पुरश्चरण विधात: 


~ 
त्य 
al] 
~ प 


: (तालु 
3 हि नासिकायै नमः (नाक) 
3 घि नेत्राभ्यां नमः (नेत्र) 
ॐ यो भ्रूभ्यां नमः (भोहें) 
ॐ यो ललाटाय नमः: (माथा) 
र नः पुवमुखाय नमः ( मख का पुर्वी भाग ) 
झ प्रदक्षिण मुखाय नम (मुख का दक्षिण भाग) 

| उत्तर मुखाय नम: ग 
ॐ यात्‌ मुध्ने नम (मुख का'उत्तर सि 

करन्यास मन्त्र. < 
। 09) जप अङ्ग || is (स्पशं करें) 
पः अङ्ग ष्ठाभ्यां नम (ग्र'गूठा) 
5 ज्योतिस्तजंनीभ्यां नम (तर्जनी) 
भे रसो मध्यमाभ्यां नम ( मध्यमा ) 
है की अनामिकाभ्र्या नम (अनामिका ) 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 

SR म (कनिष्ठ) 


अने हृदयाय नम; र भ्यां नम: (हवेली व शट ॥ 1. 


3% स्वाहा सिर) 
3% अय शिला वषट ( शा ) 
3४ ४० नाप दोनों भुजाएँ) 
2 ट नेत्राय बौषट्‌ ( (नित) 
अस्त्राय फट है 
ब्रह्म गायत्री मन्त्र, ` (ताली बजाए ) 
3% भूः 3५ भवः ॥ ३५ 
3 तत्सवितुवरेण्य स महः ३५ जनः 39 तपः ॐ सत्य 
3% 


श्रापो ज्योती रसोऽमृतं देवस्य धीमहि । धियो यो नः 'प्रचोटयार्द 


"| [ भूभु व स्वरोम । \ 
[ १६८ ] 


गाय 
॥यत्री पुरक्चरण विधान 


तयास मन्त्र-- 

ऊ स्पर्श कर ) 
ह कि तो A 
त हे hs ) 
3% ES (कण्ठ 
३०: Re (ललाट 
eas (सिर 
०): 10006 (दोनों पैर 
३5 281 छुक (दोनों जानु 
3% वरेण्यं स्कन्धयोः MEP 
हे भर्गो हृदये ( गन्ध 
3४ धिय Ue (मुखे 
३% नः el नेत्रे ( नेत्र 
गा (मुख 
(ताली बजाए 


43 

जा Li अस्त्राय फट्‌ 

पो क्त, स : ७ 

च्चार के के अन्तर्गत मूलभावना यह होनी 
री क जिस २ अंग का स्पर्श करें, उसी 

रौकेर दिव्य दव्य शक्ति भरे ।. इस प्रकार वे रंगश्रत्यंग 

शक्ति को प्राप्त करते हैं । | 


इति न्यास विधानः समाप्तम्‌ 


चाहिए, कि आप 
२ अंग मे देवी 
ग पवित्र 


SO 


[ १६९ ]. 


ता गायत्री पुरश्चरण विधा 
तपेण-विधान 

तपण करने का विधान शास्त्रों में इस प्रकार बताया गयां है कि 
किसी नदी या तालाब में जल के मध्य खड़े होकर कुश हाथ में तै 
ति को अगृठे और तर्जनी के बीच में से होते हुए हा 
का हुम निकाल लें, तथा ग्रञ्जुलि में जल भरकर ग्रा ३ 
भांति अंगुलियों को नोचे को शोर भुका कर जल छोड़ें | तपण 
ue हाथों की अनामिका अंगुलियों में कुश की बनी ६ 
अराय पहने | शिखा में, दोनों पैरों के नीचे, यज्ञोपवीत में 


(1140 | र: भी कुश के टुकड़े लगा लें, तो अति श्रेष्ठ र प प 
: रि तर 0९... ठप व 
तर्पण करते जाए पस्न मन्त्रोच्चारण करते हुए उपरोक्त 


तपरा मन्त्र 
a भूभूवः स्वः 


| 
मीत्य ५ रुषमुर सुर य न साम गम मण्डलान र तगत 1 स विता | T दमा 
(८ वाद्य तप पणे कुर्याः ॥ हा 479 


त्‌ । 


| ४७ 
गायत्री पुरश्चरण विधान 


छ 


स्व स्त्रिपाद गायत्री तर्पयामि । 
भूभु व: स्वश्चतुष्पाद गायत्री तर्पयामि । 


66 


J 
€ 


उषसं तर्पयामि । 
गायत्रीं तर्पयामि । 


£ 


66 


सावित्री तथंयामि । 
3 सरस्वतीं तपंयामि । 
3% पृथ्वी तर्पयामि । 
3% जयां तपेयामि । 
3% कौशिकीं तपंयामि । 
3% सांकुतीं तपयामि । 
३% सर्वापराजितां तर्पयामि । 
३३ सहस्र मूति तर्पयामि । 
एभि्मन्त्रे्च यो नित्यं चतुविशतिभि हिज 
सुतर्पति गायत्री स सन्ध्या फनमा 
अर्थात्‌--जो द्विज इस प्रकार उक्त मन्त्रों द्वारा नित्य 
तर्पण करता है, उसे सन्ध्या का फल प्राप्त होता है । 


१ 


चौबीस 


इति तर्पण विधानः समाप्तम्‌ । 


५ 


रक 
१६ 


11 


[ १७१ 1 


गायत्री - कव च 44 `. 
ह MUNN 


यहाँ हम क्रमशः “विश्वामित्र संहिता में वणित तथा वशिष्ठ 
संहिता में वणित, दोनों ही गायत्रो कवच दे रहे हैं, पाठकगण अपनी 
अपनी श्रद्धानुसार किसी भी कवच का पाठ कर सकते हैं । 


` १ विश्वामित्र संहितोक्त गायत्री कवच 


ब्रह्मोवाच 


विश्वामित्र ! महाप्राज्ञं ! गायत्री कबं शृणु । 
0 - - गस्य विज्ञानमात्रेण तैलोक्यं वशयेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
} अर्थात्‌-ब्रह्मा जी बोले-हे महाबुद्धिमान विश्वामित्र ! तुम 


गायत्री कवच का श्रवण करो, जिसको जानने मात्र से मनुष्य तीनों 
लोकों को श्रपने वश मे कर लेता है।: . 


मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकॉऽम्विके । 
गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ ।। 


अर्थात्‌--सावित्री मेरे मिर की रक्षा करें, अमृतेश्वरी मेरी शिखा 
की, ब्रह्म देवत्या मेरे ललाट ते 


| की, नों कानों & और वेष्णवी मेरी भौहों की का 
| कर । रुद्राणी दोनों कानों की, सूर्य में रहकर समस्त प्राणियों क 
` जन करने वाली भगवती दोनों तेत्रो की, गायत्री मेरे मुख की तथा 
` शारदा मेरे मसुढ़ों की रक्षा क्रे। | 


[ १७२] 


. गायत्री पुरश्चरण विधान ॥ 


द्विजान्‌ यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती । 
सांख्यायनी नासिका मे कपोलौ चन्द्रहासिनी ॥ 
चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वघनाशिनी । 
स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी ॥ 
उदरं विस्व भोक्त्री च नाभौ पातु सुराप्रिया । 
जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्ड धारिणी ॥ 
पाशवी मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गो गोप्त्रिकाऽबतु । 
ऊर्वोरो ड्काररूपा च जान्वोः सन्घ्यात्मिकाःवतु ॥ ` 


भात्‌ --यज्ञप्रिया मेरे दाँतों की, सरस्वती मेरौ जिह्वा की 
पास्यायनी मेरी नासिका की गौर चन्द्रहासिनी मेरे कपोलों की 
रक्षा करें। वेदगर्भा मेरी ठोडी की, अघनाशिनी मेरे कण्ठ की, 
शाणी स्तनों की तथा ब्रह्मवादिनी मेरे हृदय की रक्षा करें। विश्व 
भक्त मेरे पेट की, सुरप्रिया मेरी नाभि की, नारसिंही मेरी जंघाओं 
था ब्रह्माण्ड धारिणी मेरी पीठ की रक्षा करें। पद्माक्षी मेरे 
पावे की, गोप्त्रिका मेरे गुह्य अंगों की, ॐ कार रूपा मेरे 
(नो उरू की तथा सन्ध्यात्मिका मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। 


जंघयोः पातु ग्रक्षोभ्या 'गुल्फयोब्र हाशीषका । 
सूर्या पदद्वयं ' पातु चन्द्रा पादांगुलिषु च ॥ 
सर्वाङ्ग वेदजननी पातु मे सवंदाञ्नघा । 
इत्येतत्‌ कवचं ब्रह्मन ! गायत्र्याः सर्वपावनम्‌ ॥ 
भर्थात्‌_ ग्रक्षोभ्या मेरी जांघों की ब्रह्मशीषंका गुल्फ की, सूर्या 
दोनो पैरों चन्द्रा पैरों की ग्रंगुलियों की रक्षा कर । 
की तथा चन्द्रा हारित 
गो का नाश करने वाली वेद जननी सर्वदा हम सि) 
पै गे रक्षा करें। इस प्रकार यह गायत्री कवच सदव सव 
केरने वाला है 


[ १७३ | 


गायत्री पुरश्चरण विधान 


पुष्य पवित्रं पापध्नं सवं रोग | 
त्रिसंध्यं यः पठेद्‌ विद्वान सर्वानकामान न नुयात्‌ | 
सर्वं शास्त्रार्थं तत्वज्ञः स भवेद्‌ वेदवित्तमः | 
सर्वं यज्ञफलं प्राप्यं ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्‌ । क तय 
अर्थात्‌-यह गायत्री कवच पुण्य, पवित्र, i कती 
रोग निवारक है । जो विद्वान तीनों ति सव शास्त्रों का 
उसके सब मनोरथ पूर्ण (सिद्ध) हो जाते हैं । वह यज्ञों का फत 
तत्व ज्ञाता तथा वेदवेत्ता हो जाता है, तथा समस्त 
प्राप्त करके ग्न्त में ब्रह्म को प्राप्त होता है । नेपा तथा ध्यात 
इस गायत्री कवच का पाठ करने से पूर्व विनि कर 
करना चाहिए । विनियोग के लिए निम्न मन्त्र का 
हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर छिड़क दें । ऋषिय[यत्री 
__वितियोगः--ॐ अस्य श्री. गायत्री कवचस्य ब्रह्मा कीलका 
छन्दो गायत्री देवता ॐ भुः बीजम्‌, भुवः शाक्तिः, स्वः 
` गायत्री प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। ।! : गायत्री * 
ध्यान के लिए निम्न स्तुति पाठ करते हुए मे करें | 
- वरूप का ध्यान धारण करें उपरान्त पूर्वोक्त कवच का 
ध्यानम्‌ , 
पञ्चवक्ता दशभुजां सूर्यं कोटि समप्रभाम्‌ । 
सावित्रीं ब्रह्मावरदां चन्द्रकोटि-सुशीतलाम्‌ || 
` त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजिताम्‌ । 
वराऽभयांकुश कशां हेमपात्राक्षमालिकाम्‌ |! 
शंख-चक्राऽन्ज-युगलं कराभ्याँ दधतीं. पराम्‌ । हा 
सित पंकज . संस्थां च हंसारूढ़ां सुखस्मिताम्‌ || दश स 
अर्थात्‌ -जो गायत्री देवी पांच मुखों वाली तथा यस 
वाली है, जिसकी कान्ति करोड़ों सूर्यो के समान है तथा के समा | 
ब्रह्मा को भी वरदान देने वाली है तथा करोड़ों चन्द्रमा 


१७४ ] i 


गायत्री पुरश्चरण विधान | 


शीतल है, जिसके तीन नेत्र हैं तथा मुखमण्डल स्वच्छ है, जो मुक्ता 
हर से विभूषित है, जिसके दोनों हाथों में वर, अभय, अंकुश कशा 
स्वणपात्र, अक्षमाला, शंख, चक्र तथा ध्वज गोभायमान है. जो 
परब्रह्म स्वरूपिणी है, जो श्वेत कमल के आसन पर विराज रही है, 
गुभ्रवण हंस जिसका वाहन है और जिसके मुखमण्डल पर सदव 
सन्नता की मुस्कान रहती है । 
ध्यात्वेवं मनसाम्भोजे गायत्री कवचम्‌ जपेतू । 

मस्तिष्क पटल पर उस माता गायत्री के स्वरूप का ध्यान धारण 

और गायत्री कवच का पाठ करें । 


इति विश्वामित्र सं हितोक्त गायत्री कवचम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


२--वशिष्ठ संहितोक्त गायत्री कवच 
वशिष्ठ संहिता में गायत्री कवच का वर्ण न इस प्रकार है :-- 
एक वार महि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से पूछा-- 
स्वामिन्‌ सर्व जगन्नाथं ! संशयोऽस्ति महात्‌ मम । 
चतुष्पष्टि कलानां च पातकानां च तद्वद ? ॥ 
मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपं कथ भवेत्‌ ? 
देहश्च देवता ' रूपं मन्त्र रूपं विशेषतः ॥ 
क्रमतः श्रोतुमिच्छामि कवचं विधिपूर्वक । « 
भारी रथात्‌ हे ब्रह्मन्‌ ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी ! ४15) 010 हि 
पणे पेशय है वह यह कि मनुष्य को चौंसठ कलाओं की प्रा है? 
1 पापों से छुटकारा किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त 3 १ 
रेरे कौन सा कवच है जिसका विधिपूर्वक Fr 202 
पुने त स्वरूप और मंत्ररूप हो जाता है 
च्छुक हूं । 
[ १७५ ] 


र * गायत्री पुरश्चरण | | 


ब्रह्मोवाच 
गायत्र्याः केवचस्याऽस्य ब्रह्मा विष्णुः | शिवोक्रषिः 
ऋग्‌ यजुः सामाऽथर्वाणिं छन्दासि परिकीत्तिता। 
परब्रह्म स्वरूपा सा गायत्री देवता स्मृता। | 
ब्रह्माजी बोले--इस गायत्री-कवच के ब्रह्मा विष्णु तथा £| 
कि ८, ऋग्यजुः साम तथा ग्रथवं छन्द हैं, परब्रह्म स्वरूपा गा 
|| 


बीजं भगश्च शक्तिइच धियः कीलकमेव च । 


र्ति 
अर्थात्‌--इस गायत्री कवच का 'भर्ग,' बीज है “क्रिय 
है और 'यो नः प्रचोदयात' यह कीलक है । चारों पुरुषार्थों की प्रा 


टस स 


बरी 


हनम भूमः शक्ति स्वः कोलकम्‌ श्री गायत्री 


विनियोगः । । 
छोड 2 मन्त्र को पढ़ते हुए दाहिने हाथ में जल लेकर ४ 


ध्यानम्‌-- वर्णास्त्रां कुण्डिकाहस्ता शुद्ध निर्मल ज्योतिषीम्‌ । 
सव तत्त्वमयीं गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 
तो र. वर्णो के स्वरूप वाली, कुण्डिका हा वे 
र 
वेदमाता गायत्री की 5 ज्यीति स्वरूपिणी, समस्त 


री 
करता हं । रव 
Ne 8 साथ हौ पीछे गायत्री शक्ति ध्यान योग में वर्णित र 


हि का पार्ट 4 
स्वरूप में ग्रात्म-सात हो जाय) करे, ताकि 


[ 


१७६ | 


केवचम्‌-- 
३% गायत्रीं पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे । 
ब्रह्मविद्या च मे पर्चादृत्तरे मां सरस्वती । 
पावकीं मे दिशं रक्षेत्‌ पावकोज्ज्वल शालिनी । 
यातुधानीं ` दिशं रक्षेद्यातुधान गणादिनी ॥ 
पावमानी दिशं रक्षेत्‌ पावमानं विलासिनी । 
दिशं रौद्रीभवतु मे रुद्राणी -रुद्ररूपिणी ॥ 
ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा । 
एवं दश दिशो रक्षेत्‌ सेतो भुवनेश्वरी । 

ब्रह्मास्त्र स्मरणा देव वाचां सिद्धि: प्रजायते । 

ब्रह्म दण्डश्च मे पातु सर्वे इस्त्राइस्त्र भक्षकः । 


ब्रह्मशीर्षस्तथा पातु. “शत्रणां वध कारकः । 


`सप्त. व्याहृतयः पान्तु स्वेदा विन्दु संयुताः । 
वेदमाता च मां पातु सररहन्या म-दैवता । 


देबी सूक्त सदा पातु सहस्राक्षर देवता । 
पातु देवता । 


चतुष्षष्टि कला विद्या दिव्याद्या पा 


बीज शक्तिइच मे पातु पाए विक्रम देवता | . 
ग्रर्थात्‌- पूर्व दिशा में गायत्री, दक्षिण में सावित्री, पश्चिम मे 
करें । अग्तिक गण में 


रो और उत्तर में सरस्वती हमारी रक्षा 
वाली इ देदीप्यमान देवी, चेत्य में यारी तों ४ 
पाली हमारी रक्षा करे। वायब्य में वायु के सम [त विहार कर 
करे | और ईशान कोण में रोद्ररूपिणी भगवती रद्रा गी / 0 
रक्षा रणी, की ओर ब्रह्माणी और नीचे की मोका 
| से रें। इस प्रकार दशों दिशाओं में संब देवियों € is 
मस्त शस्त्रास्त्रों का भक्षण ) करने वाला ब्रह्म 


[ १७७ 


हमारी रक्षा करे, शत्र ओ का वध करने वाला ब्रह्मशीर्ष हमारी रक्षा 
करे । रहस्यमयी वेदमाता हमारी रक्षा करें, जिसके सहस्राक्षर 
देवता हैं, वह देवी सुक्त देवताओं सहित हमारी रक्षा करे । चौंसझठ 
कलाओं सहित दिव्य विद्या, बीज शक्ति, विक्रम देवता ये सब हमारी 
रक्षा करे ! 
गायत्री पद शक्ति कवचम्‌-- 
॥ | तत्पदं पातु मे पादौ जंघे च सवितुः पदम्‌ । 
वरेण्यं कटि देशन्तु नाभि भर्गस्तथैव च॥ 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा। 
धियो मे पातु जिह्वायां यः पद पातु लोचने । 
ललाटे न: पदं पातु मूर्द्धान म प्रचोदयात्‌ ॥ 
श्र्थात्‌--तत्‌' पद हमारे परो की, 'सवितु: पद जंघाओं की, 
'वरेण्यं' कटि देश की, 'भर्ग पद नाभि स्थान की, 'देवस्य' पद हृदय 
की, घीमहि' पद गले की, 'धियः' पद वाणी की, 'यः' पद नेत्रो को 
'नः' पद ललाट की और प्रचोदयात्‌” पद हमारे शिर की रक्षा करे । | 
गायत्रो प्रक्षर शक्ति कवचम्‌ -- 
'तद्वर्णः' पातु मूर्द्धानं, 'स'कारः यातु भालकम्‌ । 
चक्षुषी म “विकारस्तु श्रोत्रं रक्षेतु कारकः ॥। 
नासापुटे 'व'कारो मे, 'रे'कारस्तु कपालकम्‌ । 
'णि'कारस्त्वधरोष्ठे च 'य'कारस्तूध्वं श्रोष्ठके । 
श्रस्य मध्ये 'भ'कारस्तु 'गो'कारस्तु कपोलयोः । 
अर्थात्‌ तत्‌ वर्ण सिर की और 'स'कार मस्तक की रक्षा करे | 
; .नेत्रो को, तु कान की, 'व' नासापुट की ्रौर'रे' मेरे कपाल 
की रक्षा करे 'णि कार निम्नश्रोप्ठ की, 'य' कार उपरोष्ठ की, 
भि मुख के मध्य भाग की FF 'गो'कार कपोलों की रक्षा करे । 
१७८ | 


ग 


५४ गायत्री पुरश्चरण विधान 


गायत्री पुरश्चरण विधान पभ 


'दे'कारः कण्ठदेशेच 'वकारः स्कन्धदेशयोः । 
'स्य' कारो दक्षिणं हस्तं 'वी' कारो वाम हस्तकम्‌ । 

- 'म'कारो हृदयं रक्षेद हि कारो जठरं तथा। 

'घि'कारो नाभि देशं तु यो कारस्तु कटिद्वयम्‌ । 

गुह्य रक्षतु 'योकारं उरु ने न: पदाक्षरम्‌ । 

प्र'कारो जातुनी रक्षेद्‌'चोकारो जंघ देशयोः । 

'द' कारो गुल्फदेशं तु 'यात्कारः' पाद दुग्ममम्‌ । 

जातवेदेति गायत्री  त्र्यम्बकेति शताक्षरा । 
ग्र्थात्‌--'दे' वर्ण कण्ठ की. 'व' कन्धों की, 'स्य' दाएं हाथ को, 
धी' बाएं हाथ की रक्षा करे। 'म' कार हृदय की, हि कार जठर 
गी, 'धि नाभि स्थान की, 'यो' दोनों कटि भाग की, 'यो' गुह्याद्ग 
की, न? पद व अक्षर दोनों उरू की, 'प्र दोनों घुटनों की, यो 
दोनों जंघों की रक्षा करे। 'द'कार गुल्फ की, 'यात्‌' कार दोनों 
पैरों की रक्षा करे ३% जातवेद से” गायत्री के ४३ अक्षर, 
३% त्र्यम्वके _ `` ' गायत्री के ३३ अक्षर तथा 'तत्सवितुर्वरेण्यं `` ` **`' 


गायत्री के २४ अक्षर, इस प्रकार सव मिलकर शताक्षरा गायत्री. 


कही गई हैं, वह हमारी रक्षा करे । 
सर्वतः सर्वदा पातु श्रायो ज्योतीति पोडशी । 
. ॐ आपो ज्योती"!!! यह पोडशाक्षर गायत्री सदा सव स्थानों 
पर हमारी रक्षा करे। 
गायत्री कवच महात्म्य-- 
इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशत विनाशकम्‌ । 
चतुष्पष्टि कला विद्या सकलश्वय सिद्धिदम्‌ । 
जपारम्भे च हृद॑यं जपान्ते कवच पठत्‌ । 
स्त्री गो ब्राह्मण मित्रादि द्रोहाद्यखिल पातक 
मच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्माचि गच्छति । 


[ १७९ | 


TED २ 


५६ गायत्रो पुरश्चरण विधान 


पुप्पार्ञ्जाल च गायत्र्या मूलेनेव पठेत सकृत । 

शतसाहर्त्र वर्षाणां पूजायाः फल माप्नुयात्‌ । 

, अर्थात्‌-यह गायत्री कवच सैकड़ों वाधाग्रों को नष्ट करने 
SR है, चौंसठ कलाग्रों तथा समस्त ऐव्वर्य को देने वाला ह । 
ती जप के आरम्भ में गायत्री हृदय तथा जप के अन्त में गायत्री 
केवच का पाठ करना चाहिए । यह स्त्रीवध. गोवध, व्राह्मणवक्च 

तथा सित्रद्रोह ग्रादि समस्त पापों को नष्ट करने वाला है । गायत्री 

केवच का पाठ करने वाला मतुप्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर 
हा हे । इस गायत्री कवच का सदेव पाठ कर मूल मन्त्र से गायचो 
का एक वार भी पुप्पाञ्जलि देने से सैकड़ों तथा हज़ारों वर्षे को 
गायत्री उपासना का फल प्राप्त होता है । 
भूर्जपत्रे लिखित्वेंतत्‌ स्वकण्ठे घारयेद्‌ द्‌ यदि: 
धारयेद बुधः । 
लोक्यं क्षाभयत्‌ सव त्रैलोक्यं दहति क्षणात्‌ । 
पुत्रवान्‌ धनवाळ्छीमान्‌ नाना विद्या निधिर्भेवेत्‌ । 
अर्थात्‌--जो बुद्धिमान पुरुष गायत्री कवच को भोजपत्र पर्‌ 
लिखकर कण्ठ, शिखा तथा दाहिने हाथ में अथवा मणिबन्ध से 
चारण करते हैं, वे क्षणभर में त्रेलोक्य को क्ष्व्ध कर सकते 
अथवा तीनों लोकों का नाश कर सकते हैं। वे पुत्रवान्‌ धनवान 
श्रीमान तथा नाना विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं । हे 


ब्रह्मास्त्रादीति सर्वाणि तदङ्गस्पर्णनात्ततः । 


भवन्ति तस्य तुच्छानि क्रिमन्यतत कथवामिते । 
अर्थात्‌ -इस गायत्री कवच की महिमा का कहाँ तक वर्णन करू 


शिखायां दक्षिणे वाहो कण्ठे वा 


+ 


"मनु आदि भी उसके अंग के स्पर्श मात्र से तुच्छ हो जाते हैं। ' 
1 ` अभिमंत्रितं गायत्री कवच मानसं पठेन्‌ । 

तज्जलं पिवतो नित्यं पुरश्चरयी फलं भवेत्‌ । 
[ ४८० ] 


£ 


गायत्री पुरश्चरण विधान ५७ 


लबु सामान्यकं मन्द्रं मद्रामंत्रं तथेव च। 
यो वेत्ति वारणां युऊजन जीवन्मुक्तः सउच्यते । 
श्रर्थात्‌जो जन गायत्री कवच से जल को अभिमंत्रित कर 
नित्य पीते हैं, वे पुरश्चरण के फल को प्राप्त करते हैं । जो साधक | 
गायत्री का लघु मंत्र और महामंत्र जानता है और उनका जप | 
करता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है । 
सप्त व्याहृति विप्रेन्द्र ' सप्तावस्था: प्रकीतिताः । 
सप्त जीवतां नित्यं व्याहृति अग्निरूपिणी ॥ 
प्रणवे नित्य त्रुक्तस्य व्याहूतीषु च सप्तसु। 
सर्वेपामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते ॥ 
शतं सहम्त्रमभ्यच्चे गायत्री पावनं महत्‌ । 
दशशतमष्टोत्तरशतं गायत्री पावनं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे विप्रेन्द्र ! ये जो मात महाव्याहृतियां हैं, वे जीव की. 
सात श्रवस्थाएं हैं तथा अग्निरूषिणी हैं, अस्तु प्रणवयुक्त सप्तव्याहृति 
का जप करने वात साधक को सभी प्रकार के पापों का. सायं 
उपस्थित होने पर मात्र सो अथवा हजार वार गायत्री का जप 
भी अत्यन्त पवित्रता कारक है 


गायत्री जप का शास्त्रीय विधान-- 
भक्ति भाजो भवेद विप्रः सन्व्याकर्मसमाचरेत्‌ । 
काले काले प्रकत्तव्यं सिद्धि भवति नाऽन्यथा ॥ 
प्रणवं-पुर्वं मुदधृत्यं भूर्भूवः स्वस्तथव च। * 
तूर्यं सहैव गायत्री जपं एव मुदाहृतम्‌ ॥ 
लुरीय पाद मुत्मृज्यं गायत्री च जपेद्‌ हिज: । 
स मूढौ नरकं याति काल सूत्र मधोगतिः । 
अर्थात्‌ गायत्री में निष्ठा रखने वाला विप्र सर्वप्रथम 
सन्ध्योपासना करे, फिर समय समय से गायत्री का जप करे, तभी 


[ १८१ 1 


पड गायत्री पुरश्चरण विधान 


उसे सिद्धि प्राप्त होती है । ग्रन्यथा नहीं । पहले प्रणव (3%) का 
उच्चारण करे, पश्चात्‌ भूर्भवः स्वः का फिर गायत्री मंत्र के चारों 
पदों का । अर्थात्‌ ३ॐ भूर्भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य 
धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ! इस प्रकार गायत्री का जप करना 
बताया गया है । जो द्विज गायत्री के चतुर्थ पाद (धियो योनः 
प्रचोदयात्‌) को छोड़कर प्रणव व व्याहृति सहित गायत्री जप 
करता है, वह मूढ़ कालसूत्र नरक में पड़कर अधोगति को प्राप्त 
होता है । 
मन्त्रादौ जननं प्रोकतं मन्त्रान्ते मृत सूत्रकम्‌ । 

उभयोर्दोष निर्मुक्त गायत्री सफलां भवेत्‌ ।. 
मन्त्रादौ पाश बीजं च मन्त्रान्ते कुश वीजकम्‌ । 
मंत्रमध्ये तु या माया गायत्री सफलां भवेत्‌ ॥ 
वाचिकस्त्वहमेव म्याद्रपांगु शत मुच्यते । 
सहस्त्रं मानसं प्रोक्त त्रिविधं जपलक्षणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-गायत्री मंत्र का आदि जनन है और अन्त मृतसूत्र है, 
अस्तु दोनों दोषों से रहित सम्पूर्ण गायत्री का जप करना चाहिए । 
मत्र के आदि में पाश वीज है और अन्त में कुश वीजक है तथा 
मध्य म माया है, जो साधक ऐसा जानता है. उसका गायत्री जप 
सफल होता हे'। वाचिक जप का फल सामान्य होता है, उपांशु जप 
का फल उससे सौगुना होता है, तथा वाचिक जप से मानस जप का 
फेल सहस्त्र गुना होता हे । | 
ग्रक्ष मालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत । 
जपं चाक्षस्वस्येणाऽनामिक्रा मध्य पर्वीण ।। 
अनामा मध्यमा हीना केनिष्ठादिक्रमेण तु । 
तर्जनी मूलपर्यन्तं गायत्री जप नक्षणम्‌ ॥ 
अथात्‌ -जपकाल में जप की माला तथा मुद्रा गुरु को भी नहीं 
ose] | 
। 


गायत्री पुरश्चरण विधान ५६ 


दिखानी जाहिए । अनामिका के मध्य पर्वे से लेकर कनिष्ठा के पर्व 
से होकर तर्जनी के मूल तक जप करना ही. गायत्री जप का 
लक्षण है । 

पर्वभिस्तु जपेदेवमन्यन्न नियमः स्मृतः । 

गायत्री वेद मूलत्वाद वेदः पर्वसु गीयते । 

अङ्ग ल्यग्रेण यज्जप्तं यज्जप्तं मेरु लङ्कते । 

असंख्यया च यज्जप्तं तज्जप्तं निष्फलं भवेत्‌ ।॥। 

विना वस्त्रं प्रकुर्वीतं गायत्री निष्फला भवेत्‌ । 

वस्त्र पुच्छं न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः 

अर्थात्‌ -मध्यमा का मध्य पर्वं सुमेरु होता है, उसका उल्लंघन 

नहीं करना चाहिए । गायत्री वेद का मूल है आर वेद का मूल 
पर्व में है । जो जप अंगुलि के अग्रभाग से किया जाता है, तथा 
जो सुमेरुं का लंघन करके किया जाता है, अथवा विना गिनती 
(संख्या) के जप किया जाता है, उस जप का कोई फल प्राप्त नहीं 
होता। जो जप वस्त्र के भीतर (गोमुखी आदि) में माला को 
ढंक कर नहीं किया जाता अथवा जो वस्त्र के पिछले भाग में 
किया जाता है, वह जप भी निष्फल हो जाता है । 

दशभिर्जन्मजनितं ते ' नेव पुरा कृतम्‌ । 

त्रिवृगं तु सहस्त्राणि गायत्री हन्तिकिल्विपम्‌ । 

प्रातः कालेषु कत्तंव्यं सिद्धिं विप्रो य इच्छति । 

.तादालये समाधिश्च सन्ध्यायां समुपासते । 

श्र्थात्‌- गायत्री का जप दस जन्मो, सौ जन्मों तथा तीन युगों 

के सहस्त्रो जन्मों के पापों को भी दूर करने वाला है जो विप्र 
सिद्धि की कामना रखता है, उसे प्रातः काल में गायत्री का जप 
करना चाहिए और जो सन्ध्या काल में गायत्री की उपासना करता 
है, वह प्रनहद नाद में समाधिस्थ होता है । 


100 


६० गायत्री पुरचरण विधान | 


क्रषिश्छन्दो देवताख्या वीजं शक्तिइच कीलकम्‌ । 
नियोगं न च जानाति गायत्री निष्फला भवेत । 


वर्ण मुद्रा ध्यान पदम श्रावाहनं विसर्जनम्‌ | 
दीपं चक्र न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ । 


शक्ति न्यासस्तथा स्थानं मन्त्र सम्बोधनं परम्‌ । 
त्रिविधं यो न जानाति गायत्री निष्फला भवेत । 
पञ्चोपकारकांश्चैव होमद्रव्यं तर्थव च। 
पञ्चाङ्ग च बिना नित्यं गायत्री निष्फला अवेत्‌ । 
अर्थात्‌ जो साधक गायत्री के ऋषि, छन्द, देवता, वीज, शक्ति 
कीलक तथा विनियोग को नहीं जानता है, उसका गायत्री जप निष्फल 
होता Se । तथा जो गायत्री का वर्ण मुद्रा, ध्यान पद, आवाहन, 
ल आर दीपचक्र को नहीं जानता है, उसका गायत्री जप निप्फल 
पी € । जो उपासक शक्ति, न्यास, स्थान, मन्त्र, सम्बोधन तथा 
i i मकार के जप को नहीं जानता है, उसका गायत्री जप निष्फल 
ता ता हे तथा जो गायत्री के पञ्चोपचार पूजन, होमद्रव्य तथा 
ऊ ङ्ग नहीं > है 
>चाज़ को नहीं जानता है, उसका गायत्री जप निष्फल होता है । 
मन्त्र सिद्धिर्भवेज्जातु ,विइवामित्रेण भाषितम्‌ । 
व्यासो वाचस्पति जीवस्तुता देवी तपः स्मृतौ ॥ 


Le का ऐसा भाष्य है कि उपयु क्त सभी विधियों 

उ वाला साधक सिद्धि को प्राप्त करता है । व्यास, बाच- 

"त सादि ऋषि स्तुति, तपस्या और स्मृति (ध्यान) को ही सिद्धि 
का साधन मानते है । 


गायत्री तु परित्यज्य अन्य मन्त्रमुपासते । 
सिद्धान्न, च परित्यज्यं भिक्षामरति दुर्मतिः । 
FOR ert] 


दि" 0 रन 0 


गायत्री पुरश्चरण विधान ६१ 


अर्थात--जों उपासक गायत्री को छोड़कर अन्य मन्त्रों को 
उपासना करता है. वह दुर्मति मानो अपने घर का सिद्ध अन्न छोड़- 
कर भिक्षा मांगता फिरता है । 
सहसत्रजप्ता सा देवी ह्यपपातकनाशिनी । 
लक्ष्यजाप्प तथा तच्चं महापातकनाशिनी । 
कोटिजाप्येन राजेन्द्र ' यदिच्छति तदाप्नुयात्‌ ।, 
न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तभ्यो विशेपनः। 
शिप्यभ्यो भक्तिमुक्त भ्यो ह्यन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
प्रर्थात्‌ गायत्री फा एक हजार जप करन से उपपातक नष्ट 
होता है, लाख जप करने से महापातक नष्ट हो जाता है और करोड़ 
जप करने से इच्छानुसार फल प्राप्त करता है । 
कवच तथा जपादि की उक्त विधि दूसरे के शिष्य को नही कहनी 


चाहिए तथा जो भक्त न हो, उसे भी न कहें। अपने शिष्य तथा 
सच्चे भक्त को ही कहना चाहिए अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होता है । 


इति वशिष्ठ संहितोक्त गायत्री कवचम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


[ १८५ ] 


३ SE 
न सुद्रा-योग ate 
= Cae rE 


शास्त्रों में गायत्री उपासना के लिए चौबीस प्रकार की मुद्राएं 
बताइ गइ हैं । हाथों को विशिष्ट ग्राकृतियों में मौड़कर ये मुद्राएं 
बनाइ जाती हैं तथा गायत्री की प्रतिमा, सूति, चित्र या यन्त्र के 
सामने एकान्त में दिखाई जाती हैं । किसी के सामने इन मुद्राओं को 
नही करना चाहिए । नीचे उन चौबीस मुद्राओं का सचित्र वर्णन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । इन मुद्राओं को न जानने वाले साधक की 
गायत्रो उपासना निष्फल हो जाती 
गायत्री की २४ मुद्राए' 
ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि वर्श मुद्राः क्रमेण तु ॥ 
सुमुखं सम्पुटं चैव, विततं विस्तृतस्तथा ॥ 
द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुः पञ्चमुखं तथा । 
पण्मुखाधोमुखं चैत्र व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं -यमपाशं च ग्रन्थितं सम्मुखोन्मुखम्‌ । 
प्रलम्वं मुष्टिकं चेव मत्स्यकर्म वराहकम्‌ । 
\सिहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा । 
चतृविशति मूद्राक्षाज्जपादौ परिकीतितः । 
चतुविशतिरिमा मुद्रा गावत्याः सुष्ठतिष्टिताः 
एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ सुमुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख 
चतुमुख, पञ्चमुख पण्मुख, अधामुख व्यापकांजलि, शकट यमपाश 
ग्रन्थि, सन्मुखोन्मुख, प्रलम्व, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराहक, 
सिहाक्रान्त, महाक्रान्त, मुद्गर पल्लव, ये २४ मुद्राएं जप आदि में 
करने के लिए वताई गई हैं । 


एं 


मुद्र 


गायत्री की २४ 


[ १८७ ] 


एं 
गायत्री की २४ सृद्राए 


I 


ॐ क्षमा - प्रार्थना ॐ 


| साधना के उपरान्त जगद्गुरु शङ्कराचाये विरचित यह 
क्षमा प्रार्थना स्तुति का सस्वर सध्यान पाठ करने से जाने अनजाने 
में हुई भूलो का दुष्परिणाम नष्ट हो जाता है, तथा मन की समस्त 
डांकाए निर्मल हो जाता हैं 1 

न मंत्र नो यंत्र तदपि च न जाने स्तुति महो 

न चाह्वानं व्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा । 


न जाने मुद्राते तदपि च न जाने विलपनम्‌, 
परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेश हरणम्‌ । १। 


विधेरज्ञानेनं द्रविण विरहेणालसतया-। 
विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूतः । 
तदे तरतक्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे । 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २। 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहवः स॑न्ति सरलाः 
परं तेपां मध्ये विरल तरलोऽहं तव सुतः 
मदीयोऽयं त्यागः ससुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत. क्वचिदपि . कुमाता न भवति । ३। 


जन — 


जगन्मातर्सातस्तव चरण सेवा न सचता. 
नवा दत्त देवि द्रविणमपि भूतस्तवमया 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे । 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति | ४ । 
(25600 008४ 


Fe 


६६ गायत्री पुरश्चरण विधान 


श्वपाको जल्पाको भवति मधु कोपम गिरा । 
निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनकः । 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फल मिदं । 
जन: को जानीते जननि जपनीयं जप विधौ । ५। 


जगदम्व ! विचित्र मत्र कि, 

परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराध हरं परावृत्तं, 

नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ । ६ । 


मम समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुरुः 


७ । 


अर्थ--( १) में न तो मंत्र जानता हूं, न यंत्र जानता हूं, न ही 
स्तुति जानता हुं । आवाहन, ध्यान और स्तुति कथा भी नही 
जानता और न ही मुद्रा. पुजन श्रादि ही जानता हूं । किन्तु इतना 


k 


अवश्य जानता हूं कि हे माता ! तुम्हारी शरण सव क्लेशों को 


हरने वाली है । 


(२) विधि विधान का ज्ञान न होने से, पैसे की कमी से, आलस्य 
और सामर्थ्याभाव से आपके चरणों की उपासना करने में जो भूल 
रह गई हो, हे सकल उंद्धारिणी माता ! हे शिवे ! उसको तुम 
क्षमा कर देना। क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, किन्तु माता 
कुमाता कदापि नहीं होती है । 


(३) हे माँ ! पृथ्वी पर तेरे बहुत से पुत्र हैं, जो सरल हैं पर 
उनके मध्य तेरा एक मात्र मैं ही कुटिल पुत्र हो गया हूं । फिर भी 


१६० 


गायत्री पुरश्चरण विधान $ १4 ६७ 


हे जननी ! तेरे लिए मुझे त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि पुत्र 
` कुपुत्र हो सकता है, किन्तु माता कुमाता कदापि नहीं होती । 


(४) हे जगत जननी ! मैंने तेरे चरणों को सेवा नहों की । 
हे देवि ! तूने मुभे पर्याप्त द्रव्य भी नहीं दिया, जिससे दान पुण्य 
ही करता । तथापि तू मेरे ऊपर अनुपम स्नेह रखती है । पुत्र तो 
कुपुत्र हो सकता है, किन्तु माता कुमाता नहीं होती है । 


(५) हे जननी ! तुम्हारी स्तुति करने में नीच और चाण्डाल 
भी मधुरवाणी बोलने वाले महाकवि हो जाते हैं, और रद्ध भी 
दुख की अग्नि से वचकर करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त, धनी बन 
जाता है। तुम्हारा शब्द कान में पड़ते ही मनुष्य श्रेष्ठ बल प्राप्त 
करता है । हे माता ! तुम्हारी स्तुति करने की विधि भला कौन 
मनुष्य जानता है ? 


(६) हे जगदम्वे ! तुम यदि मुझ पर दयालु होओ, तो इसमे 
विचित्रता क्या हे ? पुत्र चाहे कितना ही अपराध क्यों न कर चुका 
हो, किन्तु माता अपने पुत्र की कभी उपेक्षा नहीं करती । 


(७) मुझ समान न तो कोई पापी है और न तेरे समान पाप- 
नाशिनी कोई अन्य है । ऐसा जानकर हे महादेवि ! जैसा तुम 
उचित समझो, वैसा करो । 


i पक: 


विधात 
पुरश्चरण विध 
६८ गायत्री पुर 


विसजनम 


उसी प्रकार 
उरश्चरण पूरा करने के पञ्चात्‌ नित्य गायत्री ग करनी 
विसर्जन करना भी आवश्यक है, जिस प्रकार पीछे अ 


N विसर्ज दन मत्र दिया या 
आवश्यक वताया जा चुका है, नीचे म 
रहा है । 


उतम , शिखरे देवी म्यां पर्वत मूर्धनि । 
ब्राह्म णेभ्यो 


रण 
। परश्च 
इस मन के साथ माता गायत्री का विसर्जन करे | पु 

पूरा करने बे 


भोज 
नित्य नियम पूर्वक ge र रवर 
भोजनोपरान्त यथा सामर्थ्यं दक्षि 
से कराना चाहिए । 


ह्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ । 


के पश्चात निट 
कराना अनिवार्य 


द । भोजन पूर्ण श्रद्धाभाव 


LEN, 


हनी पेन 


# गायत्री पुजन व सन्ध्योपासनादि का पूर्ण 
शास्त्रीय विधि-विधान 


गायत्री स्तोत्रम्‌, गायत्री हृदयम्‌ गायत्री - 


ग्रष्टोत्तर सह 
+ गायत्री तत्वम्‌) स्तवराज स्तोत्रम्‌, | 
` आरती इत्या | 


न 


+ईई गायत्री सन्ध्योपासना ३ 


डी 
* देनिक गायत्री पुजन विधि . 
द्विज मात्र के लिए प्रतिदिन गायत्री पूजन करना देनिकचर्या में 
एक आवश्यक धर्म बताया गया है । इससे उसकी आत्मा, बुद्धि, चित्त 
आदि पवित्र तथा उत्कृष्ट होते हैं और उसमें ब्रह्मशक्ति का प्रादुर्भाव 
होता है, शुभ गुणों की अभिवृद्धि होती है । जो हिज नित्य नैमित्तिक 


कमो में इस शुभ उपासना कर्म को नहीं करता हैं, वह अधर्म पथ का 


अनुगामी होकर पतन को प्राप्त होता है । ऐसा हिज 'द्विज' कहलाने 
का अधिकारी नहीं । ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से वह यथार्थ 
ब्राह्मण नहीं होता । ब्राह्मण तो वही है, जो ब्रह्म को जानता है, 
उसकी शक्ति को पह्चानता है, उसकी उपासना में रहकर उसे ही 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तथा समस्त विश्व के प्राणियों 
का कल्याण चाहते हुए अज्ञानान्धकार में फंसे जीवों को सन्मागं 
दिखाता है, उन्हें परमात्मा की कृपा और शक्ति प्राप्त करने के लिए 
धमं मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है । तात्पर्यं यह. कि 


शुभ कर्म करने, धर्माचरण करने, भजन, पूजन, मनन और चिन्तन 


द्वारा अपना तथा दूसरों का कल्याण करने वाला ही यथार्थ 
ब्राह्मण है । 

वेदमाता गायत्री ब्रह्म की श्रादि-शक्ति है, समस्त युगों में गायत्री 
की उपासना ही सवेश्रेष्ठ तथा सर्वकल्याणकारी मानी गई है। अस्तु 
शास्त्र वणित धामिक विधि विधान पूर्वक गायत्री की पूजा उपासना 
करने से सब प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख-समृद्धियों की 
प्राप्ति होती है। यहाँ गायत्री पूजन की शास्त्रीय विधि का वर्णन 
प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि द्विजमात्र उसका अनुसरण कर 
अपना तथा दूसरों का भी कल्याण कर सके । 

[ogee] 


>>“ 
a 


MON. 


गायत्री सन्ध्योपासना ७ 


ग्रथ शुभ गायत्रो पुजन विधि 
सवं प्रथम सूर्योदय से पूर्व ही शौचादि कार्यो से निवृत्त हो स्नान 
कर तथा मन में ईश्वर का ध्यान, पवित्र विचार और शरीर पर 
पवित्र वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खुले स्थान में 
कुश या ऊन के आसन पर बैठकर, पवित्र पात्र में से पवित्र जल 
अंजुलि में लेकर निम्न मंत्र पढ़कर, अपने शरीर. मन, बुद्धि की बाह्य 
तथा ग्रभ्यन्तरीय शुद्धि के लिए अपने शरीर पर जल छिड़कें । 


शुद्धि मंत्र-- 3ॐॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरोकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः । 


उपरान्त भगवती गायत्री माता को मूरति प्रतिमा या चित्र के 
उनके सत्स्वरूप का. ध्यान करते हुए हाथ में जल, अक्षत 
तथा पुष्प लेकर निम्न “संकल्प मंत्र का उच्चारण करते हुए मन 
में संकल्प धारण करे और मंत्र समाप्ति के साथ ही जल अक्षत तथा 
पृष्प मूर्ति के सम्मुख भूमि पर छोड़ दे-- 
“ संकल्प इलोक--3ॐ तत्सदद्य मासानां मासोत्तमोमासे अमुक पक्षौ 
अमुक तिथौ श्रमुकवासरे श्रमुक ` गोत्रोत्पन्नोऽहं समस्ताऽरिष्ट निरसनपूर्वक- _ 
माधिदैविकाऽऽघि 'भौतिकाऽऽध्यात्मिक त्रिविधि ` पापतापोपशमनार्थं सकल 
कामना सिद्यर्थं च श्री सविता देवता~प्रीतये गायत्री पूजनं करिष्यते । 
अब दाहिने हाथ में लालवर्ण का उत्तम पुष्प लेकर निस्नांकित 
इलोक पढ़ते हुए माता भगवती गायत्री देवी के दिव्य स्वरूप का 
ध्यान धारण करे तथा निम्न स्तुति गाकर उपरान्त ध्यान- मंत्र पढ़े 
स्तुति--मुक्ता विद्रुम' हेम-नील-धवलच्छायैमुँखेस्ती क्षणे; 
युँक्ता मिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदांऽ भयाङ्क _श कशां शूल कपालं गुणं, 
“शंख चक्र मथार बिन्दु युगलं हस्तैबंहन्तीं भजे । 
च्यान्‌ मंत्र-ॐ भूर्भवः - स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्येनमेः ध्यानम 
समर्पयामि । 23200. है 
1 १७५४ | 


| 


ठ गायत्री सन्ध्योपासना 


पश्चात्‌ पुनः निम्न स्तुति पाठ करके फिर आवाहन मंत्र का 
-उच्चारण करते हुए माता गायत्री देवी का आवाहन करे-- 
स्तुति ३ सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
स॒ भूमिर्ठः सर्वंतस्पृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ । 
आयाहि वरदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मबादिनि। 
गायत्रि छन्दसां मातत्र ह्ययोने नमोऽस्तु ते । 
जगन्मयत्वं च तथा ह्यजत्वं लोके प्रसिद्धं तव देवि जाने 
तथाऽपि मती हृदयारविन्दा दावाहन ते जननी प्रकुव । 
श्रावाहन मंत्र-ॐ भूर्भुव: स्वः भगवत्य श्री गायत्री देव्ये नमः 
श आवाहनं समर्पयामि । ॥ 
फिर स्तुति वन्दन सहित निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए 
भगवती गायत्री का आसन अथवा अभाव में अक्षत भट करे | 
स्तुति-- अस्मिन्‌ वरे स्वासन पीठ युक्त सौवर्णं वर्णे कुशकम्बलाढये 
त्वंतिष्ठ चा$स्मत्सुमुखी दयाद्रे यावत्‌ समर्चा तव देवि कुर्वे । 
श्रासन समपंशा मंत्र--३2 भूभुँवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः 
्रासनार्थे ग्रक्षतान्‌ समर्पयामि । 
ब -- 32 एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुष: । 
पादोऽस्य विवा भूतानि त्रिपादस्याऽमृतंदिविः । 
श्यामाक दूर्वाऽन्ज पदार्थ मिश्र पाद्यं मया ते पदयोः प्रयुक्तम्‌ 
मातस्तथेवांशु ममाऽपि` नित्यं ते पादयोरस्त्वनिशं निवासः । 
पाद्य समपणा मंत्र--3% भूर्भवः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री 
देव्ये नम: पादयो पाद्य सर्भर्पयामि । 
उक्त स्तुति व मंत्र सहित माता गायत्री देवी को पाद्य भेट करें । 
उपरान्त निम्न स्तुति व मंत्र सहित जगज्जनी गायत्री को अर्यं 
अर्पण करे-- 
दर्भाग्र-दुर्वातिल सर्षपाणि प्रक्षिप्य मातः कृतमधंपात्रम्‌ 
_तस्माच्च ते मूध्नि मया, कराभ्यां संदीयते चा5धंजलंगृहाण 
| 


20 0) हु हँ 
५ व पक si (MAY bi व MBI. TH hr tc AY ls ली ६? 


गायत्री सन्ध्योपासना' & 


प्रध्ये समर्पण मंत्र -तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्द लक्षणम्‌ । 
तापत्रयायुते शी षिर्णं तवाऽ्घ्यं कल्पयाम्यहम्‌ । 
३ भूर्भवः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्यै नमः हस्तयोः अध्ये 
समर्पयामि । 
य्राचमन-- 
श्री संज्ञकं काल लवङ्ग मिश्र सुस्वादुतत्तद्‌ द्रवयुक्त शुद्धम्‌ । 
सम्मन्त्रितं वेदिक मन्त्र कस्तद्‌ गायत्रि देव्याचमनं . गृहाण । 
वेदानामपि वेद्यायं देवानां ` देवतात्मने । | 
मया ह्याचमनं दत्तं गृहाणं जगदीञ्वरी । 
ॐ भूर्भूंवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः आचमनीयम्‌ 
समर्पयामि । 
उक्त मंत्र सहित देवी को आचमनार्थ जल भेंट करे । 
मधुपक समपरान्‌-- 
र कनक घटित पात्रे वेदमंत्रेस्त्वदर्थ 
दधिमधुघृत भागांन्‌ देवि कृत्वा सुमिश्रान्‌ । 
अमृतमयमिदं त्वद्‌-दृष्टिपातेन कृत्वा, 
भगवति मधुपर्क दीयमाने . गृहाण । 
सर्व कालुष्य हीनायै परिपूर्ण सुखात्मने । 
मधुपक मिंदं तुभ्यं देवि .दत्त प्रसीद च। 
ॐ भूभ्‌'वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः मधुपक 
समर्पयामि । 
इस मंत्र के सहित देवी को मधपर्क समपित करें । 


उपरान्त पुनः भगवती को आचमन के लिए जल चढ़ाते हुए _ 


निम्न मंत्र उच्चारण करें 

ॐ भूर्भुवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः मधुपर्कान्ते 
आचमनीयम्‌ संमर्पयामि.। 
[PPR SH il 


१० गायत्रो सन्ध्योपासना 


पञ्चामृत स्नानम्‌-- 
. अब क्रमशः दूध, दही, घृत, मधु इत्यादि पवित्र पदार्थों से 

निम्न प्रार्थनाएं वा मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करावें । 

दुग्ध स्नानम्‌ -- 

. ये न क्रियन्ते सकलाः क्रियावे यज्ञस्य होमादि विधौ प्रयुक्ता: । 
तृप्तानि भूतानि तथाः भवन्ति स्तानाय तद्दुग्वमहं ददामि ॥ 
3 भूर्भवः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः पयः स्नानम 

समर्पयामि । पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि । शुद्धोदक 

स्नानान्ते आचमनीयम्‌ समर्पयामि । 

दधि स्नानम्‌ -- 


स्वच्छं च शुद्धं शशिना समप्रभं, 

ह्यामलं च किञ्चिन्मधुरं मनोहरम्‌ । 
स्नानाय तुभ्यं दधि देवि दत्त, 

ह्यङ्गी कुरु त्वं परिवार युक्ता । 

ॐ भूभूवः स्वः भगवत्य श्री गायत्री देव्ये नमः घृतस्नानान्ते 
आचमनीयं समर्पयामि । दघि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि 
शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं समपं॑यामि । 
घृत स्नानम्‌ 

हव्यानि ` यस्मात्‌ प्रभवन्ति लोके 
निवत्यतेऽनौ हवनं च येन। 
तृप्ताश्च येन द्विज देवतात्मा, 
दास्ये घृतं तत्स्नपनाय देवि। 

३० भूभूवः स्वः; भगवत्य श्री गायत्री देव्ये नमः ` घृतस्नानं 
समर्पयामि । घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक 
` स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि । 
मधुस्नान--निम्न मंत्रों सहित देवी गायत्री को शहंद से स्नान 

७१-५१] 


1 1 ASS SLs 00 ९९ 10 


गायत्री सन्ध्योपासना 


११ 
करावें-- 
पुष्पेभ्य आदाय रसान्‌ समग्रान्‌, 
एकीकृत यन्मधुमक्षिकाभिः । 
तत्स्वाटु तुभ्यं मवुरं वरेण्यं, 
स्नानाय दास्ये मधु देवि मातः। 

३ भूभ व: स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्य नमः मधु स्नानं 
समर्पयामि । मधूस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समपंयामि,। शुद्धोदक 
सुनानान्ते आचमनोयं समर्पयामि । 
शकरा स्नानम्‌-- 

ग्रज्नानि मिष्ठानि यया भवन्ति, 
तृप्तिं तथा भूतगणा लभन्ते। 
तां शर्करां देवि शशि प्रभाभां, 
स्नानाय दत्तां मधुरां गृहाण। 
३ भूभ वः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये: नमः शर्करा स्नानं ` 


“ समर्पयामि । शर्केरा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि । 


शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि । 


उक्त मंत्र सहित माता भगवती गायत्री को शक्कर से स्नान 
करावे ग्रौर उपरान्त शुद्धोदक स्नान व आचमन के लिए जल 
अपित करे । 

उपरान्त निम्न मंत्रोच्चार सहित गन्धोदक स्नान कराएं। .- 
गन्धोदक स्नानम्‌-- 

` सौगन्ध्ययुक्‍तं द्रवद्रव्यजातं चृष्टं च काइमीरक कस्तुरीभिः । 

गन्धोदकं ` तुभ्यमिदं प्रदत्त स्नानार्थमंगीकुरु देवि मातः । 

ॐ भूर्भवः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः गन्धोदक स्नानं 
समर्पयामि । गन्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्‌. समर्पयामि । 
शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं समपेयामि । 

है 50000] 


१२ गायत्री सन्ध्योपासना 
उद्वतेन । उबटन) स्नानम्‌-- . 
तैलं समाकृष्य कृतं विलेभ्यः, 
पुप्पाणि निक्षिप्य सुवासितानि । 
स्नेहं ग्रह्माण” स्नपनाय देवि, | 
स्तहन चास्मानवलाकयाशु । 

3३% भूर्भृवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः तैलोद्वतन 
स्नानम्‌ समर्पयामि । तदन्ते गुद्धोदक स्नानम्‌ आचमनौयं च 
समर्पयामि । | 
पादुका समपंराम्‌-- 

उपास्य यस्याश्चरणौ सुरेशः स्वर्गस्य लक्ष्मी तुभुजेसुखेन्‌ । 
भक्त्यैव जन्तुः प्रभवेद्वराङ्यस्ते पादुके त्वं पदयोगृ हाण । 

ॐ भुर्भृवः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः चरणयोः पादुके 
समर्पयामि । 
वस्त्र उपवस्त्र समर्पशम्‌् ` 0 

विचित्रवर्णं ह्य्‌ पवस्त्र युक्त कौशेयकं चारु नवं मनोहरं । 
गायत्रि संवीक्ष्य मदीय शक्ति वस्त्रं गृहाणा शुभयाऽपितंते । 

ॐ भूर्भृंवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः उपवस्त्र सहित 
वस्त्रं समर्पयामि । वस्त्रोपवस्त्रान्ते श्राचमनीयं समर्पयामि । ` 
. उक्त मंत्रोच्चार सहित गायत्री माता को साडी ओढ़नी इत्यादि 
वस्त्रोंपवस्त्र भेंट करे । 
श्रलङ्कार समपंणम्‌-- 

अब निम्नांकित मंत्रों व ब्लोकों का उच्चारण करते हुए 
भगवती गायत्री देवी को हार, कंकण, कर्णाभूषण, अंगद, मुद्रिका 
तथा कटि आभूषणादि समर्पित करे । यह साधक की अपनी-२ 
श्रद्धा भावना और सामर्थ्यं पर निर्भर है कि वह सोने चांदी श्रथवा 
रत्न जटित आभूषण भेंट करे अथवा यदि धन के अभाव में वह 
असमर्थ हो, तो केवल ताजा सुगंधित पुष्पों से आभूषण वनाकर 


| > 


चढ़ावे । 


सन्ध्योपासना १३ 


हार समपंणम्‌-- 
मातस्त्वदर्थ मणिमौक्तिकाभिः कृतं मनोज्ञं कलकण्ठ भूषणम्‌ । 
मर्येव कण्ठे तव देवि चाऽमितं ग्रैवैयकं नाम गृहाण भूषणम्‌ । 
> भुभुवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः कण्ठे ग्रेवेयकं 
समर्पयामि । 
कङ्कणा समपेणम्‌-- 
माणिक्य मुक्ता मणि न्दण्ड थकते सुवर्णकारेण च संस्कृते ये । 
ते किकिणीभिः स्वरिते सुवर्णे मथरऽपिते देवि गृहाण कङ्कुणे । 
ॐ भूभ वः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः हस्तयो कङ्कणे 
समर्पयामि । 
कर्णाभूषणा समर्पणस्‌-- 
ययोः शुभान्थाख चितानि मातर्माणिक्य खण्डानि सुशोभनानि । 
ताटङ्क युग्मे कनकस्य कृत्वा मयाऽपिते देवि गृहाण चैते । 
ॐ भूभ्‌ वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः कर्णयोः कुण्डले 
समर्पयामि । 
प्रद्गदामूषण समपंराम्‌-- 
टरेम्नाकृतं त्यद्भदयुग्मकं च मनोहरं सुन्दर चित्र युक्तम्‌ । 
बाद्वोग्‌ हाणाशु मयाऽपितं ते मनोज्ञमाभूपण - भूपणोत्तम्‌ । 
5 भूर्भवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः वाह्वोग्रंगदे समर्पयामि । 
मुद्रिका समपणम्‌-- 1 2 
प्रवाल गोमेदमयेव्च रत्ने: करतां. तथा हेममयां मनोहरम्‌ । 
तस्यां कुरु त्वं मृखवीक्षणं च गृहाण देव्याङगुलिम्‌ द्रिकांच । 
» भूर्भूवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये: नमः करयोरऊ गुलि 
मुद्रिकां समर्पयामि । 
कटि भूषणा समर्पंशाम्‌- 
काळची शुभा हारकनिमितां मया त्रैलोक्य मातः कटिभूषणाय । 
दत्तां यथे मां खभजे चवल्सेह्यडर्तृमस्यान्‌ वह मातृगर्भात्‌ । 
| FR SN १ 


ह. 


| 


गायत्री सन्ध्योपासना 


१४ 
भूभ वः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः कटिदेशे काञ्ची 


समर्पयामि । 
उक्त मंत्र सहित माता गायत्री को करधनी अपित करे । 
नूपुर समर्पणम्‌ 
रे हारकनिमित द्रे पादाङ्गदे नपर नामधेये । 
गहाण मातः: पदयो: प्रदत्त साकिकिणीभिस्‍्च विराजिते त। 


सुसुन्दरे 
भुभुवः स्व: भगवत्य श्रा गायत्रा दव्य नस: पादयोः नप्र 


समर्पयामि । 
मुकुट समपराम्‌- 
मातस्त्वमेवं मुकुटं हरिन्मणि प्रवाल मक्ता मणिभिविराजितम्‌ । 
गारुत्मतेश्चापि मनोहरं क्रतं गहाण मात: शिरसोविभषणम । 
श्री. गायत्री देव्ये नमः शिरसि मुकुटं 


ॐ भूर्भूवः स्वः भगवत्ये 
समर्पयामि । 
- उक्त मंत्रोच्चार सहित माँ भगवती को मुकुट भेंट करे । 
सुगन्ध समपंराम्‌-- 
गन्धं सुगन्धं मृगनाभिवासितं तथंव काश्मीरक चूर्ण मिश्रित । ° 


भाले त्वदीये जगदम्व चाऽपितं तथा त्वमङ्गीकुरु वेदगभें । 
3» भूभूवः स्वः भगवत्य श्री गायत्री देव्ये नमः भाले गन्धम 


समर्ष यामि 
कुड्कुम समपंणामा- 
जाती पुष्पं समं रक्त मुखं कान्ति विवर्धकम्‌ । 
कुङ्ग,म रक्तवर्ण ते देवि भाले ददाम्यहम्‌ । 
3 भूभृ वः स्वः भगवत्य श्री गायत्री देव्यै नमः भाले क्‌ंकुमे 
समर्पयामि । , 
उक्त मन्त्र द्वारा देवी माँ पर रोरी (ककुम) चढ़ावे । | 


श्रक्षत्‌ समपंराम्‌-- 
क्षतेविहीनान्‌ सितवर्ण युवतान्‌ तथा सुहव्ये प्रथ्रितानूश्रुतौ च । 
त्वंदीय चुभदेउ्पंयामि । 


त्वमक्षतान्‌ तानुररीकुरुप्व भाले 
byes 


| कक 


गायत्रो सन्ध्योपासना | 9 


> भूभ व: स्वः भगवत्ये श्री गायत्रो देव्ये नम: अक्षतान्‌ समपंयामि । 
उक्त मन्त्रोच्चार सहित गायत्री देवी को अक्षत्‌ चढ़ाएं । 
पुष्प समर्पणम्‌-- 
पुष्पाणि रक्तानि सिताउज जाती जपा करीरप्रभृतीनि देविः । 
गृहाण मातः कुरुसाद्रंदूप्टि यथा मयाउप्प्तानि तथाऽपितानि । 
ॐ भूर्भुव: स्वः भगवत्य श्री गायत्री देव्यै नमः पुष्पाणि 
समपंयामि । 
पुष्पमाला समपंणम्‌-- 
शुअश्रब्च पीतैः कुसुमैरनेकंः ` रक्तैस्तथाऽनेक सुवर्ण युक्तैः । 
कृतां त्वदर्थं च मया युगाभ्यां ` गृहाण कण्ठे विनिवेदितां तव ।. 
३ भूभ्‌वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः पुष्पमाला 
समर्पयामि । 
सिन्दूर समपंणम्‌-- 
इवेतं तथा रक्तमहं गुलालं सौभाग्य लाभाय . हुरिद्राम । 
भाले तवाऽम्वे स्वकरेण देवि मिन्दूर बिन्दु ह्यपि. वैददामि । 
ॐ भूभ वः स्वः भगवत्यै श्री गाययी देव्यैनमः सिंदूर समर्पयामि । 
कज्जल समपंराम्‌-- 
चाम्पेयकर्पू रकां चन्दनादिकेर्नाना विधैर्गन्ध च यैः सुवासितम्‌ । 
नेत्राञ्जनार्थाय हरिन्मणि घ्रभं गायत्रि हे स्वीकुरु कज्जलं शुभम्‌ । 
ॐ भूभ वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः. अक्षिभ्यां कज्जलं 
समर्पयामि । 
धूप समपराम्‌- 
दशाङ्क धूपं तव रञ्जना नाशाय मे विध्न विधायकानाम्‌ । 
दत्त मया सौरभचूर्ण, युक्त गृहाण मातस्तव सन्निवौ च । 
ॐ भूभ वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः धूपं समर्पयामि । 
दीप समपंशम्‌-- 
'सुप्रकाशो महातेजः  सर्वत्रः तिमिरापहः । प 
स वाह्याभ्यन्तर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रति गृह्यताम्‌ । 


[RE 


१६ गायत्री सन्ध्योपासना 


ॐ भूभू व: स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः दीपं समर्पयामि । ` 
नेवेद्य व फलादि समपंणम्‌-- 
ॐ भ्रन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 
प्रदातारं तारिषःऊर्जन्नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे । 
` सत्पात्रस्थं सुनेवेद्य विविधानेक भक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवेशि सानुगायं गृहाणतत्‌ । 
32 भूभु वः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः नैवेद्य फलं च 
निवेदयामि तदन्ते च आचमनीयं समर्पयामि । 
ताम्डूल समपं राम्‌-- 
कपुर जातीफल जायकेन ह्येलालवङ्गोन समन्वितेंन्‌ 
मया प्रदत्त मृखवासनार्थ ताम्बूल मंगी कुरुमातरे तत । 
3 भूभ व: स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः मुखवासाथे 
एलालवङ्गादिभियु तं ताम्बूलं समर्पयामि । 
पुगीफल (सुपारी) समर्पणाम्‌-- 
भगवति तव भक्तिर्जायतां मानसे मे 
जगति तव कृपाया भाजनंस्यां सदाऽहम्‌ । 
इति मम खलु मोतः केवला त्यन्तिमेच्छा 
क्रमुकमिदमपि त्वां ह्यपंयेतत्फलाय: । 
ॐ भूम्‌ वः स्तः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नम॑ः पुगीफलं 
समर्पयामि । 
द्रव्य समपंशम्‌-- 
तव जननि जगत्यां) विद्यते कार्यजातं, 
तव (चरणक्रपातः ` प्राप्यते सब मेतत्‌ । 
भगवति किमकुर्या नास्ति किञ्चिन्मदीयं, 
कथय जगनिः कां ने दक्षिणामर्पयामि । 
ॐ भूभ्‌ व: स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्यै नमः द्रव्य दक्षिणां 
समर्पयामि । 


[ २०४ ] 
~? ९ 


| सन्ध्योपासना १७ 
` छत्र समपंराम्‌-- 
कनकमयमिदं ते देवि रम्यं सुछत्र, 

खचितमपि सुवर्णे- सर्वतो रत्न खण्डेः । 
जयतु जयतु राबैः शब्दितं किङ्किणीनां, - 

शिरसि जननि दत्तं दण्डयुक्तं गृहाणे । 
३ भूभ्‌ वः स्व: भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः छत्रं समर्पयामि । 
चंवर समपंराम्‌ -- 
श्वेत: शिरोजँश्चमरीमृगाणां वाले: सुसूक्ष्मम्‌ दुभिः कृते ये। 
ताभ्यां सुवर्णाकृति दण्डयुग्म्यां त्वां चरामराभ्यां परिवीजयामि । 
ॐ भूभ वः स्व: भगवत्ये श्री गायत्री देव्ये नमः चामरे समरपेयामि । 
आदशी (दर्पण दशन्‌) -- 

देव्यपितस्ते ` मुकुरः सुचारुः 

श्वेतस्तथा हारकदण्ड युक्तः । 

पूर्णन्दुवत्‌ पूर्ण कला समेत-- 

स्तस्मिन्‌ समालोकय मातरास्यम्‌ । 
३ॐ भूभावः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः आदर्श समर्पयामि । 
तालवृन्त समपण-- 
निम्न मंत्रोच्चार सहित भगवती को ताड का पंखा भेंट करे । 
रौप्येण दण्डेन युतेन शब्दयु क्तेन बैरौप्य सुर्किङ्किणीनाम्‌ । 
सुतालवृत्तेन तवाङ्गकामि मातः सुमन्दं परिवीजयामि । 
39 भूभ्‌,वः स्वः भगवत्ये श्री गायत्री देव्य नमः तालवृन्त 
समर्पयामि । 
आरातिक्यस्‌-- 
इदठं हृविः प्रजननं मे 5प्रस्तु दशवीरः सर्वंगणठं: (स्वस्तये आत्मसनि 
प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि । 
ग्ररिन प्रजां, बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेसऽग्रस्मासुधत्तः । 

[ २०५ | 


dbs 


१८ 


ॐ भुभुव: स्वः भगवत्यै श्री गायत्री. देव्ये नमः आराति 
समर्पयामि । 
मन्त्र पुष्पाञ्जलि समपंशम्‌-- 


3 यज्ञेन यज्ञ मयजन्तं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमान: सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः । 
ॐ राजाधिराजाय प्रसद्य साहिने नमो वयं वैश्रवणायकुर्महे । 
स मे कामान्‌ कामकामाग्र मह्मकामेशवरो बँश्रवणोददाठु। | 
कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नम : ३% स्वस्ति साळा 
स्वा राज्य वेराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं .महाराज्यमाधिपत्य 0: शि गा 
पर्याये स्यात्‌ सार्वभौमः सार्वायुषां तदा परार्धात्‌ पथिव्ये सयुः ता 
ऽएकराडिति । तदप्येष श्लोंकोऽनिगीतो मरुत: परिवेष्टारो म ॐ 
"प वेसनगृहे ॥ आवीक्षितस्य कामप्रेविश्वेदेवाः सभासद ईति | 
विश्वतर्चक्षुरुत विश्वतो मुखाविश्वतो बाहरुत विश्‍वतस्ता* 
सम्बाह भ्या ९ ८४५० S 
` मुक्ता त्रिद्रम हेमनील धवलाच्छायेम' खे स्त्रीक्षणेप | 
उक्तामिन्दु निबद्धरत्त मुकुटां तत्त्वार्थ वर्णात्मिकार 
गायत्री वरदाञभयाङ्कुश-कज्ञा: शुभ्रं कपालं गुणं 
शङ्ख चक्रमथार बिन्दुयुगल हस्तं वहन्ती भजे । 
जानामि मह. न. ` हि... „शास्तरि, ` 


परिचिता मम , सर्वतश्च । 


श्चरणाब्जयोस्ते, 
संदीयते परिगहाण विसृज्य दोषान्‌ । 
3४ भूभ वः स्वः भगवत्यै थो देव्यै निम म 
GIES: त्य श्री गायत्री देव्यै नमः म 
“समर्पयामि | FR ; 


[ २०६ ]. 


Ms... छार रारा? जा 3 छ) 


गायत्री सन्ध्योपासना: ) १६ 


प्रदक्षिणा समपंगान्‌ - 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो$वमेधादिफलं ददाति । 
नां सर्व पापक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि । 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 
तानि सर्वाणि नब्यन्तु प्रदक्षिणाम्‌ पदे पदे । 
ॐ भूर्भुव: स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्ये नमः प्रदक्षिणां 
समर्पयामि । 
उक्त मन्त्र सहित देबी भगवती गायत्री की प्रदक्षिणा करके यथा 
शक्ति एक सौ आठ, अट्ठाईस अथवा दश बार गायत्री का जप करे । 
® ~ | 
उपरान्त अध्यंजल लेकर निम्न श्लोक का उच्चारण करके 
बेदमाता गायत्री को ग्रध्यं समर्पण करे तथा स्तोत्र, कवच, चालीसा 


आदि का पाठ करे 
इलोक--गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणाऽस्मक्कतंजपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि । 


गायत्री विसजनम्‌- 
- गायत्री मन्त्र का जप तथा 
करने के उपरान्त निम्न श्लोक उच्चारण क 
उत्तमे शिखरे देवि ` भूम्यां पर्वत मूर्घनि । 
ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखम्‌ । 


स्तोत्र, कवच आदि का पाठ सम्पूर्ण 
रके पूजन समाप्त करे । 


इति श्री गायत्री पूजन विधि सम्पूर्णम्‌ 


सुकल्याणी वाणीं सुरमुनिवरेः पूजितपदाम्‌ । 
शिवामाद्यां वन्द्यां त्रिभुवनमयीं वेदजननीम्‌ । 
परां शक्ति स्रष्टु विविध विधि रूपां गुणमयीम्‌ । 
भजे$म्वा गायत्रीं परम सुभगानन्द जननीम्‌ । 
अर्थ--हम उस परम सौभाग्य, और आनन्द को उत्पन्न करे 
वाली माता गायत्री का भजन (ध्यान) करते हैं, जोकि वाणी की 
कल्याण करने ' वाली. है, देवता और मुनि जिसके चरणों को पूर्जा 
करते हैं, जो साक्षात्‌ शिवा (भवानी) है, आद्या है, तीनों लोर 
में व्याप्त है, तथा वेदों की जननी है, जोकि पराशक्ति है, विवि 
गुणों से युक्त है तथा विविध रूपधारिणी है । 
विशुद्धां सत्त्वस्थामखिलं दुख स्थादिहरणम्‌ । 
निराकारां सारां सुविमल तपो मूत्तिमतुलाम्‌ । 
जगज्ज्येष्ठांश्रे ष्ठा मसुरञ्मुर पुज्यां श्वतिनुताम्‌ । 
9 भजे$म्वा गायत्री परम सुभगानन्द जननीम्‌ । 
अथ-जो विशुद्ध तत्वों से परिपूर्ण, परम सत्यमर्यी, ३, 
समस्त दुर्वस्थाग्रों को हरने वाली है, जो निराकार है, सा है 
अत्यन्त विमल है तथा अतुल तपोमूति है, संसार में स 0 है, 
श्रेष्ठतम है और देवताओं व असुरों सभी के द्वारा पूजी जा ह्म 
उस परम सौभाग्य और आनन्द 'की जननी माँ गायत्री ता 
भजन करते हैं । 
तपोनिष्ठाभीष्ठां स्वजन मन सन्ताप शमनीम्‌ । 
दयामूति स्फूति यतितति प्रसादेक सुलभाम्‌ । 4 


[ २०८ ] & 


गायत्री सर्प 
| ना सन्ध्योपासना 
। २१ 


| वरेण्या पुण्यां तां निखिल भव बन्धापहरणीम्‌ | 
जी भजेऽम्वा गायत्री परम सुभगानन्द जननीम्‌ । 
न प्र क तपोनिष्ठ रहना ही मेरा अभीष्ट है, जो स्वजनों 
स्फूतिमयी है र शामन करने वाली है, जो दया की मूति है, 
ज द सको प्रस्न करना अति सुलभ है, जो चित्त में 
क य है, परम पवित्र है, समस्त सांसारिक बन्धनो का 
वाली है, उस परम सौभाग्य व आनन्द की जननी माँ 
का भजन करते हैं । | 
सदाराध्या साध्यां सुमति मति 
विशोका मालोकां हृदय गत 
परां दिव्यां भव्यां ग्रगम भवसिन्घ्वेक 
उ कीच _ गायत्रीम्‌ परमसुभगानन्द॒ जतनीम्‌ । 
आराधना जो सदैव आराधना करने योग्य है, तथा जिसकी 
ग्रत्यन्त साध्य है, जो का विस्तार करनें बाली 


१ जे सद्बुद्धि हे 
क रहित तथा ग्रालोकमयी है, हृदय में भरे 

स्थर को नष्ट करने वाली है जो पाकि है, परम दिव्य 
परम सौ भव्य है, गम संसार सागर से पा. करने वाली है, उस 
केरते ह Fs एवं आनन्द की जननी माँ गायत्री का हम भजन 


विस्तार करणीम्‌ Wr 
मोहान्ध हरणीम्‌ । 
घ्वेक तरणीम्‌ । 


अजा, दवतां त्रैतां विविथगुण रूपां 
तमोसंत्री तंत्री श्रुति मधुर नादा 

महामान्या धन्या सतत 
अर्थ भजेऽम्बा गायत्री परम सुभगानन्द Fs 
शेविमल 2 अजन्मा है, देता तथा त्रैता है, विविध गु तथा 
झपा से युक्त है जो प्रः को हैरतें वाली है, ब्रह्माण्ड 
र्‌ लो है, अति कर्ण प्रिय जिसका स्वर ९ तथा जो रसमयी 
न्या है, धन्य है, सतत करुणाशील है, वैभव सम्पन्न है, 

[ २० € 


रसमयीम्‌ । 
विभवाम्‌ । 


२२ गायत्री सन्ध्योपासना 


उस परम सौभाग्य एवं आनन्द की जननी, मा गायत्री का हम 
भजन करते हैं 1 _ 

जगद्धात्री पात्री सकल भव संहार करणीम्‌ । 

सुवीरां धीरां तां सुदिमल तपोराशि सरणीम्‌ । 

अनेकामेकां वै त्रिय जगत्सदधिष्ठान पदवीम्‌ । 

अजेऽम्वा गायत्रीम्‌ परम सुभगानन्द जननीम्‌ । , 

अर्थ--जो समस्त विश्व की माता है, समस्त संसार का सहाः 
करने की जो शक्ति धारण किए है अति वीर तथा धीर हैं 
पवित्र तप को राशि है, एक होकर भी अनेक है जो, तथा ससा 
की अधिष्ठानदात्री की पदवी से विभूषित है, उस परम सौ भाग्या 
नन्द की जननी मां गायत्री का हम भजन करते हैं । 
मबु बुद्धां तां स्वजनतति जाडयापहरणीम्‌ । 
हिरण्यां गुण्या तां सुकविजन गीतां सुनिपुणीम्‌ । 
निरबंद्याम विमल गुणगाथां भगवतींम्‌ । 
. . भेजेऽम्बा गायत्रीं परम सुभगानन्द जननीम्‌ । 
अर्थ--जो प्रबुद्ध है, बोधमयी है, स्वजनों की जड़ता का हर 

करने वाली है, हिरण्यमयी है गुणमयी है, जिसकी सुकति 
प्रशस्ति गाते हैं पट > निर्व्या हैं 
जिसकी हैं, जो i निपुण है, सद्ज्ञान स्वरूपा 6! ततव ग 
अ उुगगाथा श्रवर्णनीय है, उस परम सौभाग्यानन्द की 


गायत्री माता का हम भजन करते हुँ । 
अनन्तां शान्ता यां भजति बुध वृन्दः श्रुतिमयीम्‌ । 
सुगेयां ध्येया यां स्मरति हृदि नित्यं सुरपतिः । 
सदा भक्त्या शक्त्या प्रणति मतिभिः प्री तिवशगाम्‌ । 


भजेऽम्बा गायत्रीं i परमसुभगानन्द जननीम्‌ ॥ 
अथ--जो अनन्त है स 


है, शान्त है, जिसका भजन करते 
श्रुतिमय हो जाते हैं, जिसका गान, ध्यान और स्मरण “द 
इन्द्र भी नित्य हृदय से करता है, उस परमसौभाग्य १ 


[२१०] 188 


गायत्री सन्ध्योपासना रु 


भतन तर ८ ८ 
“ गायत्री माता का हम सदा भक्तिपूवक तथा प्रम विभोर 
टैकिर भजन करते हैं । 
शुद्ध चित्तः पठेद्यस्तु गायत्राष्टकं शुभम्‌ । 
` अहो भाग्यो भवेल्लोके तस्मिन्‌ माता प्रसीदति । 
अर्थ--जो जन शुद्ध चित्त से इस शुभ गायत्री अष्टक का पाठ 


फल ठे. क हे i 
ते हैं, वे संसार में भाग्यवान होकर माता के कृपा प्राप्त 
केरते हैं । 


गायत्री स्तोत्रम्‌ (द्वितीयम्‌) 


यह गायत्री स्तोत्र श्रीमदू देवी भागवत पुरा में व 

पाठकों के ज्ञानार्थं यहाँ उद्घृत किया जा रहा है । 

उवाच-- ८ 
भक्तानुकम्पिन्‌ ! सर्वज्ञं ˆ { पाप नाशनम्‌ 


भोनारायशोबाच __ कथितं तस्माद्‌ गायल्या स्तोत्रमीरयः। 


नुम्रहकारिणि | 


आदि क्त जगा यी 
सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्री से ते नमोऽस्तु । 
त्वमेव सन्ध्या गायत्रीं सावित्री च सरस्वती । 
नाल 00 सित 1. 
प्रातर्बाला च मध्याह्वं यौवनस्था भवेत्‌ पुनः । 
वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यन्ते मुतिमिः स 
हंसस्था गरुड़ारूढ़ा तथा स्वात) 
ऋगवेदाध्यायिनी भूमौ श राजते । 
नल ९ प si भवि । 


य॒ 
जोकि णित है, 


“2 तथा भु 
या सामगाऽपि सर्वेषु अ १ निवासिनी । 
रुद्र लोकं गता त्वं विष्णु शा । 
० 7 ड . मर्त्यानुग्र 

११ ] 


र 


भागीरथी मर्त्यलोके 


. इच्छ 


गायत्रो सन्ध्योपासना 


सप्तषि प्रीति जननी माया 


बहुवरप्रदा । 
शिवयोः करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वेद समुद्धवा । 
आनन्द जननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते । 
वरेण्या वरदा चँव वरिष्ठा वरवाणिनी। 


गरिष्ठा च वाराही च वरारोहा च सप्तमी । 
नील गङ्गा तथा सन्ध्या सर्वदा भोग-मोक्षदा । 
पाताले भोगवत्यपि । 
लोक्य वाहिनी देवी स्थानत्रय निवासिनी । 
भूर्लोकस्था त्वभेवाऽसि धरित्री लोकधारिणी । 
भुवर्लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः। 
महर्लोके  महासिद्धिर्जनलोके ज्जनेत्यपि । 
तप स्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्‌ । 
कमला विष्णु लोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा । 
रुद्र लोके स्थिता गौरी हराऽर्धाङ्ग निवासिनी । 
अहमो महतश्चैव प्रक्रतिस्त्व हि गीयसे । 
साम्यावस्थात्मिका त्वं हि सबल । ब्रह्मरूपिणी । 
तेत परा पराशक्ति: परमा त्वं हि गीयसे। 

1 शक्ति: क्रिया शक्तिज्ञानशक्ति स्त्रिशक्तिदा । 
यसता नव विपाशा च . सरस्वती । 


सरयू रेविका सिन्धुनंमंदूरावती तथां। 
गोदावरी रातद्रुरच कावेरी देवलोकगा | 


कौशिकी चन्द्रमा चैव वितस्ता व सरस्वती । 

गण्डकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि । 

SAR मङ्गला चैव सुषुम्णा च तृतीयका । 

गवारी स्तनदा च पूपाऽपूषा तर्थव च। 

जप कुहस्चेव शंखिनी प्राणवाहिती 

ताडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनबु थेः 
[ २१२ ] 


,\ 4 


हृत्पदमस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वप्ननायिका । 
तासुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दु मालिनी । 
मूले तु कुण्डलीशक्ति व्यापिनी केशमूलगा । 
शिखा मध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोच्मनी । 
किमन्यद्‌ बहुनोक्तेन यत्किञ्चिज्जगती त्रये । 
तत्सर्वं त्वं महादेवि ! श्रिये ! सच्ध्ये ! नमोऽस्तुते । 
इतीदं कीतिदं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदम्‌ । 
महापाप प्रशमनं महासिद्धि विधायकम्‌ । 
य इदं कीर्तयेत्‌ स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहित: | „ 
अपुत्रः प्राप्नुयात्‌ पुत्रं धनार्थी घन माप्नुयात्‌ । 
सवै तीर्थं तपो दानं यज्ञ योगफलं लभेत्‌ । 
भोगान्‌ भुक्त्वा चिर कालमन्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 
तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नान काले तु यः पठेत्‌ । 
यत्र कुत्र जले मख सन्ध्यामञ्जनजं फलम्‌ । 
लभते नाऽत्र सन्देहः सत्यं सत्यं तु नारद: । 
श्रणृयाद्योऽपिङ्भवत्या स तु पापात्‌ प्रमु च्यते । 
पीयूष सदृशं वाक्यं सन्ध्योक्त नारदेरितम्‌ । 


इति श्री भगवतोक्तं गायत्री स्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 

गायत्री पञ्जर स्तोत्रम्‌ 

£ रर. है भक्त जनो ! अब हम आप सबके पठतपाठनार्थे श्री गायत्री 

मनुष्य योत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके श्रद्धा सहित श्रवण मात्र से 

मनोकाम नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, तथा उसकी समस्त 

बाण गाए पूर्ण हो जाती हैं। श्री मद देवी भागवत पुराण में 

शे धको री गायत्री पञ्जर स्तोत्र का भारी महात्म्य है तथा गायत्री 

“चित्त हो लिए ज्ञान, भोग और मोक्ष का देने वाला है, अस्तु दत्त 

| पवित्र भाव से पाठ करें । 

& MR 


व गायत्रो सन्ध्योपासनी 


एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुचे ग्रौर उन्हें सादर 
प्रणाम कर विनयपूर्वंक पूछने लगे -- 
नारद उवाच-- 
भगवन्‌. ! देवदेवेश ? सर्वज्ञ! करुणानिधे ¦ 
श्रोतुमिच्छामि प्रश्नेन भोग मोक्षंक साधनम्‌ । 
ऐउ्वर्यस्य समग्रस्य फलदं द्वुन्द्रवजितम्‌ । 
ब्रह्म हत्यादि पापघ्र पापाद्यरि भयापहम्‌ । 
« यदेकं निष्फलं सूक्ष्मं निरञ्जनमनामयम्‌ । 
) यक्त प्रियतम लोके तन्मे ब्रहि पितर्मम्‌ । i 
अर्थ नारद जी बोले-हे भगवन्‌ ! हे देव देवेश ! हे स ण 
हे करुणानिधे ! हम आप से यह पूछना चाहते हैं कि संसार म जत 
तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति: का साधन क्या है? द्वन्द्वोंसे १ । 
समग्र ऐरवर्य फल देने वाला, ब्रह्महत्यादि पापों का नाश करनें व 
3 समस्त पाप रूपी शत्रुओं का भय दूर करने वाला उपाय i 
अ जगत्‌ में निर्दोष अति सूक्ष्म तथा मायारहित * 


सर्वाधिकप्रिय कौन है, हे प्रभो ! आप मुझे कृपा कर बताइए ! 
ब्रह्म उवाच-- 
श्रणु नारद ! वक्ष्यामि-ब्रह्म मूलं सनातनम्‌ । 
सृष्ट्यादौ मन्म 


मुषे क्षिप्त देवदेवेन विष्णुना । 
प्रपञ्च बीज मित्याहुरुत्पत्ति-स्थिति हेतुकम्‌ । 
शिका Gin SFr ME sa सुधीमते । 
ग्रथ-- रह्मा जी कहने लगे- हे नारद ! सुन | ४ 
एल परब्रह्म हे तथा सृष्टि के आदि काल में देवाघि दैव 2 5 
विष्णु ने जिसे मेरे मुख में प्र जो प्र दत 
सृष्टि की उत्परि GSS US रण है ' 
ने पर्द त का बीज तथा उसकी स्थिति का कीं 
» वैवेकाल में कश्यप ऋषि को बताया था । 


[ २१४ ] 


ष्ट की | 


गायत्रो सरू ~ 
:योपासना a 


MS) Fi हटत ` निगमत्रये । 
ऋष्यादिकं च दिग्वण ना-द्गावरणकं क्रमात । 
वाहनाऽऽबुध मन्त्रास्त्र मुतिः यान-समन्वितम्‌. । 
स्तोत्रं श्रण प्रवक्ष्यामि तव म्तेहाच्च नारदः | 
ब्रह्म निष्ठाय देय म्याददेयं यस्य कस्यचित्‌ । 

OO नमन नियतः पश्चादात्मा पुरः सरम्‌ । 

क “वेदों में जो सावित्री पञ्जर नामक रहस्य है ऋषि, 
युक्त है सांगावरण, वाहन, आयु”: 
रहा , उस स्तोत्र को सुनो । मैं पतन 
नहीं । स्तोत्र स्तोत्र ब्रह्म निष्ठ की 1 वताना चाहिए i 
ता त्र पाठ से पूव स्तानाः विधिपूर्वक ग्राचमन करे, 

ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का 


ग्रोमित्यादौ विचिन्तयाथ व्योम-हेमाव्जसंस्थितम्‌ ! 
धर्मकन्द गतज्ञान मैश्वर्याष्ट दलान्वितम्‌ । 
वैराग्यं कणिकासीन प्रणव- ग्रह-मध्यगाम्‌ ॥ 
ब्रह्म वेदि क्तां चैतन्यपुर मध्यगाम्‌ । 
तत्व-हंस-समाकीर्णा १ पीछे सुस्थिता । ` 
नाद-बिन्द-कलातीतां गोपुरे रूपशोभितार 
बिद्याऽविद्यामृतत््वादि 7 प्रकारैरनि या 1 
निगमार्गलसऊ ति गढ! हे | 
अ्रथ-- 000 SE त जो प्रणव-स्वहूपा 
है, गगन सद सुवर्णमय कमल पर विराज रही है ' उस कमल का 
धर्म रूप करे है, जिससे जान ते होती है तथा जी ऐश्‍वर्यादि 
य रूपी [णका पर आसीन है 


आठ कला राग 

मेणव ही म न है सी बदी से गुक्त है तथा चतन्यपुर 

निवास करती है । जो तत्व ज्ञात हस से घिरी हुई हैं तथा 

शब्दपीठ पर स्थित है, तादे, १ तेर कला सै 
[ २१% ] 


परे है। जो शब्द 


२८ > गायत्री सन्ध्योपासना 


ही चेतन्यपुर का गोपुर (प्रधानद्वार) है एवं विद्या-अविद्या रमृतः 
तत्वादि रूप प्राकार से वह चेतन्यपुर आवेष्टित है, जो व 
अर्गला से संछन्न है तथा जो निगुणद्वार वाली वाटिका रूप है । 

` चतुरवरर्गफलोपेतां महाकल्पवने वृताम्‌ । 
साद्रानन्द सुधासिध निगमद्वार वाटिकाम्‌ । 
त्यान वारण योगादि तृण. गुल्म लतावृत्ताम्‌ । 
सदसच्चित्स्वरूपास्यं मृग-पक्षि समाकुलाम्‌ । i 
अर्थात्‌-जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों वर्गो से युक्त है तथा 
मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाले 
है। जो आनन्द रूपी अमृत का गहन सिन्धु , निर्गूण ब्रह्म रूपी जिसकी 
वाटिका का द्वार है 


त्वाल्लोकाऽलोका चलावृताम्‌ ' 
अविकार-समारिलष्ट निज ध्यानं गुणावत्ताम्‌ । 


पञ्चीकरण पञ्चोत्थम्‌ भूत-तत्व॑ निवेदिताम्‌ । 


| वेदौप निपदर्थास्यं देवि गण सेविताम्‌ । 
' इतिहास ग्रहगणः सदारैरभिवन्दिताम्‌ । 
गावाप्सरोभिर्य क्षश्च 


~ गणकिन्नर सेविताम्‌ । 
पुरुषं: कल्प चारणे: । 
कथालापनं  तत्पराम्‌ । 
तदित्यवाङ्‌ MRR पराम 
जो विस रूप धरां पराम्‌ त्था 
वकार रहित है ध्यान गुणों से आवृत्त है, बाली 
पञ्चीकरण र पञ्चोत्थ ( 


१ व 
। पंच न्द्रयों से भासित हो > 
और भूत तत्वों से टो शानेन्द्रियों से भ निषद्‌ 


प 
रि ८ ह जिसका बोध होता है । वेदो ) 
| का आख्यान करते "दैवि गण जिसकी सेवा करते है और ये 
| “हणण आदि जिसकी सह नन्दना करते हैं, भ्रप्सराएं 


२५७: 


गायत्री सन्ध्यापासना ५. २६ 


जिसका गुणगान करते हैं, गण किन्नर जिसकी सेवा करते हैं, नाग 
सिह और पुराण जिसका आख्यान करते हैं, चारण रूपी कल्प पुरुष 
प्रतेक प्रकार की विनोदमयी गाथाओं का गान करते.हे । जो वाणी 
आरन मन से परे परम तेज स्वरूप है । 
जगत प्रसवित्री तां सवितुः सृष्टिकारणीम्‌ । 
वरेण्यं मित्यन्नमयीं च पुरुषार्थ फलप्रदाम्‌ । 
अविद्यावर्ण वर्ज्या च तेजोवद्गर्भ संज्ञिकाम्‌ । 
देवस्य सच्चिदानन्दः परब्रह्म रसात्मिकाम्‌ । 
धीमह्य हंस वै तद्वद ब्रह्म देत स्वरूपिणीम्‌ ,, 
थियो यो नस्तु सविता प्रचोदयादुपासिताम्‌ ।, 
ग्र्थात्‌--जो इस विश्व को जन्म देने वाली है तथा सूर्यं की भी 
ष्ट करने वाली है, जो संसार के' भरणपोषण के लिए अन्नमयी 
St ब तथा जो पुरुषार्थ का चारों प्रकार का शा 
है, जो | जिसमें अविद्या का लेशमात्र नहीं जिसका (क ) 
परम 'तेजोमय है, सच्चिदानन्द स्वरूप देव की जो परब्रह्मा 
गा रूपा हे । इस हंसवाहिनी ब्रह्म की ग्रत स्वरूपिणी भगवती 
का मैं ध्यान करता हूं । उस सविता देव की मैं उपासना 
रिता है, वह हमारी बुद्धि को च्छे कार्यों में प्रेरित कर । 
परोऽसौ सविता साक्षादेनो निहँरणाय च । 
परो रजस इत्यादि परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
आपो ज्योतिरिति द्वाभ्यां पाञ्चभौतिके संज्ञकम्‌ । 
रसोऽमृतं ब्रह्म पदेस्तां नित्यां तपिनी पराम्‌ । 
भूभुवः सुवरित्येतेनिगमत्व प्रकाशिकाम्‌ । 


महर्जनस्तपः सत्यं लोकोपरि मुसंस्थिताम्‌ । 
तादगस्या विराट्‌ रूपं किरीटं ` वरराजितामू । 
व प्रवदाम्यहम्‌ । 


व्योम _ केशालकाकाशं-रहस्यं 
[ २१७ ] 


THN ` गायत्रो सन्ध्योपासता 


अर्थात्‌-जो पापों के अन्धकार को मिटाने के लिए सविता 
(सूर्यं) स्वरूपा है, जो रजोगुण से परे सनातन परब्रह्मारूप है, आपो 
ज्योति रूपों मेंइस जगत में पंचभूत शरीर में विद्यमान है, रसोऽमृतं 
रूप से जो ब्रह्मा में विराजमान है, जो नित्य  सूर्यरूपा है, भूभूवः स्वः 
इन तीनों लोकों के समस्त पदार्थो को प्रकाशित करने वाली है 
तथा महः जनः तपः और सत्यलोक से भी ऊपर विराजमान है | 
सुन्दर किरीट से सुशोभित है जिसका विराट्‌ स्वरूप इस संसार में 
दिखाई दे रहा है, उस व्योम केशा भगवती का रहस्य वण | 
करता | 
मेघ भृकुटिकात्रान्तं विधि विष्णु शिवाचिताम्‌ । 
गुरु भार्गव कर्णान्तां  सोम-मूर्याऽर्निलोचनाम्‌ । 
इडा पिद्गल-मूक्ष्माभ्यां वायु नासा पुटान्विताम्‌ । 
सन्ध्या द्विरोष्ठ ` पुटितांलसद्‌-वाग्‌-भूप-जि्विकाम्‌ । 
सन्व्यांसौ द्य मणे कण्ठलसद्‌ वाहु समन्विताम्‌ । 
पर्जन्यं हृदयासक्त ` वसुःसुस्तन-मण्डलाम्‌ । 
आकाशोदर वित्रस्त नाभ्यवान्तर देशकाम्‌ । 
आजापत्याख़्य जघनां कटीन्द्रानीति संज्ञिकाम्‌। 
उरू मलय मेरुभ्यां शोभमानाऽसुरट्रिषम्‌ । 
जानुनी जल्वकुशिक वैद्वदेव सदा भुजाम्‌ । 
अयनद्रय जंघाद्य . खुराद्य पितृ संज्ञिकाम्‌ ! 
पदांश्रि. नख रोमाद्य भूतल द्रुमलाञ्छिताम्‌ । रहि 
भ्रथात्‌-वादल जिसकी सन्दर भोळे ठै विष्णु सर i 
ग जसका सुन्दर भ ब्रह्मा वि र्ड 
*' जसको अर्चना करते हैं, गुरु और भार्गव जिसके कणे छा 
तथा सूर्य जिसके नेत्र हैं, सूक्ष्म इडा, पिङ्गला ही जिसकी न 
के छिद्र हैं, दोनों सन्ध्याए जिसके ओष्ठ हैं, वाणी जिनेकी . पी 
समान शोभित हे, संध्याएं जिसके स्कन्ध प्रदेश हैं, मि 
कण्ठ हैं, पर्जन्य ही जिसका हृदय है, वसु ही जिसके मत ) 


[ २१८ ] “| 


गायत्री सन्ध्योपासना i 


ण्ड्ल 

शा य आकाश जिसका नाभि सेश्रवान्तर प्रदेश तक व्याप्त 

को त दल ही जिनके जघन हैं इन्द्रियाँ ही जिसका कटि 

न हा मेरु जिसके उरू हैं, जन्हु तथा कृशिक जिसके जानु 

ता ची व ही जिसकी भजाएं हैं। दोनों अयन ही जिसकी 
ता और पितर ही जिसके दा चरण हैं, पृथ्वी के समस्त 


व 
[क्ष ही जिसके नख तथा रोम है । 


ग्रह-राज्यक्ष-देर्वाप मूर्ति च पर संज्ञिकाम्‌ । 
तिथि मासतु वर्षाख्यं सुवणु निमिषात्मिकाम्‌ । 
होरात्राद्धे मासाख्या सूर्याचन्द्रमसा त्मिकाम्‌ । 
माया कल्पित वैचित्र्य सन्ध्याच्छादत संवताम्‌ । 


ज्वलत्त कालानल प्रख्या तडित्कोटि समप्रभाम्‌ । 


कोटि सूर्य प्रतीकाशां चन्द्रकोटि सुशोतलाम्‌ | , 
सुधामण्डल मध्यस्था सादानन्दाऽमृतात्मिकाम्‌ । 
'प्रागतीतां मनोरम्याँ वरदा वेदमातरम्‌ । 


चराऽचरमयीं नित्यां ब्रह्माक्षरं समन्विताम्‌ । 


ध्यात्वा स्वात्मति भेदेत बरम पञ्जर मारमेत्‌ । 
ग्रह, नक्षत्र, राशि) ता दैवषि 


कळ संज्ञापरक देव की 
तयां है, तिथि, मास, ऋतु, वर्ष तथ निमिष ही £ जसके . प, 
ग्रात्मा दिन रात तथा पक्ष ज़िसके नास २: ये और चन्द जस 
परऽ है, माया से कल्पित विचित्र संध्या हीर्जिसका प्रा है, 
क निता महा कालाग्नि के समान 
मान दैदीप्यमान जिसके शरीर कीं ग्राभा हैं, ०: Be 
है न जो तेजस्वी है और करोडी प द्रमाओं के समान जा! शीतल 
सुधा मण्डल के मध्य निवास करती हैं ते 
रके सदृश है, सृष्टि के आदि की जो विद्यमान है, 
मनोवांछित व की देने वाली है 


पन्त मनोरम छवि से युक्त हैं 
[२१६ | 


३ २ गायत्रो सन्ध्योपासना 


तथा वेदों की साक्षात्‌ माता है । यह चराचर जगत ही जिसका 


स्वरूप है, जो नित्य तथा ब्रह्माक्षर स्वरूप है । इस प्रकार का भगवती 
का विराट्‌ और कलात्मक स्वरूप ध्यान में धारण कर पश्चात्‌ 
न्र्मपञ्जर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । 


पञ्जरस्य क्रपिइचा-ह छन्दो विकृति रुच्यते । 
देवता च परो हंस: 


ठस: परब्रह्माऽघि देवता । 
प्रणवो बीज शक्तिः स्यादों कीलक मुदाहृतम्‌ । 
तत्त्वं धीमहि क्षेत्रं घियोऽस्त्रं य: परं पदम्‌ । 
मन्मयापो ज्योतिरिति यो निहंस: सबन्धकम्‌ । 
विनियोगस्तु सिद्धय पुरुपार्थ चतुष्टये । 
ततस्तरङ्गषट्क स्यात्तं देव व्यापकत्रयम्‌ । 
. पूर्वोक्त देवतां घ्यायेत्‌ साकार गुण संयुताम्‌ । छुन्दै 
अ्थातू--इस पञ्जर स्तोत्र का ऋषि मैं हूं, विकृति इसका ._ . 


बरहम ५ रीज 
हे, परब्रह्म ही इसका अधिदेव है, हंस इसका देवता है । प्रणव वी? 
शक्ति है तथा '३४' eh 


i “धीमहि 
3. ,. इसका कीलक है, “तत्‌ इसका तत्व मी ५0 त 

के है, 'धिय: हलका अस्त तय इसका ' पद है, ' गायत्री 

1:00, है हस योनि तै, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि ही 


करे, पि „गाठे का विनियोग है। उपरान्त ग्र गन्यास व कक 
' २ व्यापकादि तीन मुद्राः प्रदशित करे तथा गुण और 


सहित पूर्वोक गायत्री 
घ्या की त देवता का स्मरण करता हुआ भगवती ग 


पञ्चवक्वां दशभुजां रजा त्रिपञ्च › नयनैयु ताम्‌ । 
मुक्ता विद्रुम सौवर्णा सितशुश्र समाननम्‌ । 
FR रमां मायां चामरैंदंपणैयु ताम्‌ । 
डिङ्गदेवतामत्रै रूपा द्यवयवात्मिकाम्‌ । 
शेन वृवपक्षीन्द्र मृग हंसासने स्थिताम्‌ । | 
अरडेन्दुबद्ध मंकुट किरीट मणि कुण्डलाम्‌ । || 


[ २२० ] 


गायत्रो सन्ध्योपास ना ४ 


९11 


रत्नताटङ्क माङ्गल्यं परग्रेवेय नूपुराम्‌ । 
अङ्ग लीयक केयूर कङ्गणायैरलङ्कृताम्‌ । 
दिव्यस्रगृवस्त्र संछन्न रविमण्डल मध्यगाम्‌ । 
वराऽभयाऽब्ज युगलां शंखचक्र गदा$ड आन्‌ | 
शुभ्र कपालं दधतीं वहन्ती यक्ष मालिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदां देवीं सावित्रीं वेदमातरम्‌ । 


अर्थात्‌--जो भगवती गायत्री पांचमुखों वाली दशभुजाओं वाली; 
जा वाली है, जिसके पांचों मुख मोती,मू गा, सुवणं सित तथा 
दह सरस्वती, रमा, माया, चामर और दर्पण से युक्त हैं, षडङ्ग 
दुर्गा दात मंत्रों से जिसके रूपादि 0101: का बोध होता र जो 
प्र सिह पर, महेश्वरी रूप में बैल पर, वैष्णवी रून गरुङ 
तथा ब्रह्माणी रूप में हंस पर सवार है । ग्रडंचन्द से युक्त जिसका 
र एवम्‌ किरीट है, तथा मणियों से जिसके कुण्डल शोभायमान हैं, 


रत्न ज्‌ रि टत व ७. > कडू रा अलङ्का ~ 
रे त गू द्ध 


व भत है, अनेक दिव्य मालाओं तथा वस्त्रो को धा | 

मण्डल में जो निवास कर रही है, वर, अभय, कमलयुगल, शंख, 

माता देव, अङ्क श, शुभ्रकपाल) तथा बुद्धि को प्रेरणा देने वाली वे» 
गायत्री का ध्यान करना चाहिए । 


आदित्य पथगामिन्यां स्मरेद्‌ ब्रहास्वरूपिणीम्‌ । 

विचित्र मंत्र-जननीं स्मरेद्‌ विद्या सरस्वती । 
कति, सूर्य पथ गामिनी, विभिन्न मंत्रों की जननी, ब्रह्मा 
णो भगवती देवी सरस्वती का स्मरण करना चाहिए । 

त्रिपदा क्रङ्मयी पुर्वामुखी बहार! संज्ञिका । 


चीं [| मम्‌ । 
चतुविशति तत्त्वाख्या पाठु प्रा 100 | 
चतुष्पाद यजुव्र हा दण्डाख्या पातु द त 
रत्रिशतत्त्व युक्ता सापाठ मे दक्षिणां दिशम्‌ 


[ २२१ 


Sh गायत्री सन्ध्योपासतां 


प्रत्यङ्मुखी पञ्चपदी पञ्चाशत्तत्वरूपिणी । 

पातु प्रतीचीमनिशं सामत्रह्य शिरोऽङ्किता । 

सौम्या ब्रह्म स्वरूपाख्या साथर्वाङ्िरसात्मिकाम्‌ । 

[ची पट्पदा पात चनुष्पष्टि-कलात्मिका । 
अथात्‌- पृवामुखी त्रिपाद ऋचा संयुक्ता, ऋगवेद स्वरूपा चौ 
बास तत्वों से परिपूर्ण ब्रह्मरूप संज्ञिका भगवती पर्व दिशा में त 
रक्षा करे । चार पादवली दक्षिणाभिमुखी यजुर्वेद स्वरूपा छत |: 
तत्वों से युक्त ब्रह्मदण्ड संज्ञिका भगवती दक्षिणदिशा में हमारी र 
कर । पर्चिमाभिमुखी पंचपदा, पचास तत्वों से संयुक्ता, साम 
स्वरूपा, ब्रह्मशीर्षं संज्ञिका भगवती पश्चिम दिशा में हमारी र 
कर्‌ । परम सोम्य रूपा, उत्तराभिमुखी, पटपदा, चोंसठ कला संयुत 


अथववेद स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूप संज्ञिका भगवती उत्तर दिशा में हमा 
रक्षा करें । 


पञ्चाशत्तत्त्वरचित्ता भत्रपादा दाताक्षरी । 
व्यामाख्या पातु मे चोरध्वा दिश वेदाङ्ग संस्थिता । 
विदयन्निभा ब्रह्मासंज्ञा म्रगारूढा चतुभु जा । 
चापेषुचर्माऽसिधरा पातु मे पावकीं दिशम्‌ । 
ब्राह्मी कुमारी गायत्री रक्ताङ्गी हंसवाहिनी । 


विश्रत्कमण्डलाक्ष सक्रस्रवान मे पातु नैत्ऋ तीम्‌ । 
चतुभूजा वेदमाता गुक्लाङ्गी , वृपवाहिनी । 


वराभय कपालाक्ष खरित्रणी पातु 'वारुणीम्‌ । 
श्यामा सरस्वती व वेष्णवी गरुडासना । 

राचाराब्जा भयकरा पातु शैवी दिशं मम। 

चातुभुजा वेदमाता गौराङ्गी सिंहवाहनी। 
वराऽभयाऽब्ज युगलभ्‌ जः पात्वधरां दिशम्‌! त क्षी 
अर्थात्‌-पचास तत्वों में संयुक्त, ग्यारह पद बा ते 
वेदाज्ञों में अवस्थित, व्योमविहारिणी भगवती हमारी 


[RR 


= 
न्‌ ट्र 
१ 


करें । विद्य त आभा से दैदीप्यमान्‌ चार भुजाओ वाला, मृग वाहिनी 
पनुषवाण ढाल तथा तलवार धारण करने वाला ब्रह्म संज्ञिका देवी 
भगवती ग्राग्नेय कोण में हमारी रक्षा कर । रक्‍तवशा, सवाहिनी 
कमण्डलु, अक्ष माला सक्र तथा सरूवा धारिणी कीमाया ब्रह्मशक्ति 
वती गायत्री Yh कोण गय र्‌ ह । ei 
शुम्व वर्णाङ्गी, वृषभवाहिना, १ 
अक्षमाला आदि धारण करनेवाली, वेदमाता भगवती वा कोण 
मै हमारी रक्षा करें । दयामवर्ण प्रौढावस्था धाया गरुडवाहिनी, वर 
शंस, असि, अव्ज तथा अभय वारिणी, वेण्णवी स्वरूपिणी भगवती 
सरस्वती ईशान कोण में हमारी रक्षा करें! चारमा धारिणी गौर- 
वर्ण, सिह वाहिनी वेदमाता, वर, अभय तथा कमलठु 7 हाथों में 
धारण किए देवी भगवती नीचे की ओर हमारी रक्षा कर | 
तत्तत्पाइवं स्थिताः स्व-स्ववाहतायुव भूषणः । 
सन डिन स्थिताः पान्तु म दैवताः । 
मंत्राधि देवता रूपा मद्राधिष्ठान देवताः । 
व्यापकत्वेन पात्वस्यानापरह्ल सस्तन 


प्र्थात्‌--अपनी-अपनी दिशास्रो 
भायुध तथा भूषणों से सुसज्जित अपने २ 

त उन दिशाओं में हमारी रक्षा करे । मत 
उसो के अधिष्ठान देवता अपने २ व्यापक रूपों सहित पैर के तलुवे 
लेकर मस्तक पर्यन्त हमारी रक्षा कर । 


| गायत्री सन्ध्योपासना 


से 


तत्पदं मे शिरः पातु भातं में सविठु Gs 
वरेण्यं मे दशौ पातु श्रुतौ भगैः सदा ममं । 
घ्राणं देवस्य मे पातु पातु धीमहि मे | 
जिह्वां मम धियः पान्छु काठ मे पाठ स 1% 
रर 


गायत्री | 


९५७ 
हशी 


नः पदं पातु मे स्कन्धौ भुजौ पातु प्रचोदयात्‌ । 
करौ म च परः पातु: पादौ मे. रजसेवतु! | 
असौ मे हृदयं पातुः मम मध्यमदाञवतु । 
३» मे नाभि सदा पातु कटि मे पातु मे सदा । 
ग्रों माप: सम्धिनी पातु गुह्य ज्योतिः सदा मम । 
उरू मम रसः पातु जानुनी श्रमृतं ममं । 
जे, ब्रह्म पदं पातु गुल्फो भूः पातु मे सदा । 
पादौ मम भुवः पातु स्वः पात्वखिलं वपुः । 
रोमाणि मे महः पातु रोमकं पातु मे जन: । 
प्राणांइच धातुतत्त्वानि तदीशः पातु मे तपः । 
सत्यं पातु मयायूषि हंसो बद्ध च पातु मे । 
शुचिषत्‌ पातु मे शुत्र वसुः पातु श्रियं ममं । 
मति पात्वन्तरिक्षसद्घोता दन्तं च पातु मे। 
वेदिषत्‌ पातु मे विद्यामतिथि पालु मे गृहम्‌ । 
घम दुराणसत्पातु नृषत्पातु मे सुतान मम । 
करसत्यातु म भार्यामृत सत्पातु मे सुतान्‌ 
व्यामसत्पातु म बन्ध भ्राठन तृनब्जाइच पातु म | 
पशुन मे पातु गोजाइचं ऋतजा: पातु मे भवम्‌ । 
सव में अद्विजा: पातुः यानं मे पात्वृतं सदा । 
अनुक्त मथ यत्‌ स्थानं शरीरेऽतर्व हिइचयत्‌ । 
सत्सव पातु मे नित्यं हंसः सौऽहमनिशम्‌ । की 
अर्थात्‌- 'यत्‌' पद हमारे सिर की, 'सवितुः' पद हमारे 
की, 'वरेण्य' पद नेत्रों की तथा 'भर्ग पद हमारे कणों 
कर । देवस्य' हमारी नासिका की, 'धीमहि' हमारे मुख की रनधी 
जिह्वा की गौर 'य' पद हमारे कण्ठकी रक्षा करें । ' yi हमार 
प्रचोदयात्‌' भुजाग्रो की 'पर हाथों की तथा रज मारी 
परो की रक्षा करें।. असो। हमारे हृदय की “ 


[ २२४ ] 


गायत्री सन्ध्योपासना ३७ 
पा तथा 'मे' पद हमारी कटि की रक्षा करें । '<& आपः घुटनों 
जन ॥ हमारे गुह्यङ्गों की 'रसः हमारे उरूकी श्रमृत हमारे 
हर की ब्रह्मपद हमारी जाँघों की, तथा 'भू पद हमारे गुल्फ प्रदेश 

, भूवः पैरों की तथा स्वः सम्पूर्ण शरीर की रक्षा करे । महः 
0? रोम की, 'जनः' केशों की तपः प्राण, मुख वातु, और जीव 

तथा 'सत्य' हमारी आयु की व हंसः हमारी बुद्धि की रक्षा करे । 


'भुचिपत्‌' हमारे शुक्र की रक्षा करे, वसु हमारे श्री कौ, अन्तरिक्ष 
समूह की रक्षा करे। वि 


a सुमति की तथा 'होता' हमारे दन्तःस क 
धर्म त विद्या को, Rs हमारे घर को, (000 हमारे 
धर्म और 'नृषत' हमारे पुत्रों की रक्षा करे । 'वरसत्‌ हमारी 
की पत्नी की 'ऋत सत' हमारी सन्तान की व्योम सत्‌ हमारे भाइयों 
_ पथा अन्जा' हमारे समस्त वन्धुवान्त्रवादि को रक्षा करें। गोजा 
हेमारे पशुओं की 'ऋतजा' हमारे जन्मकी, आद्रिजा हमारे स्वस्व की 
त्या ऋत्‌ हमारे वाहनादि की रक्षा करें १ शरीर के बाह्य अथवा 
राय स्थानों में से जिन २ स्थानों के लिए इस रक्षा पा में 
र दन नहीं किया गया हो, उन २ स्थान की हंस' तथा “सोऽहं 
शा करें । | 

इदं तु कथितं सम्यङ्‌ मया ते ब्रह्मापञजरम्‌ । 

सन्व्ययो प्रत्यहं भवत्या जपकाल विशेषत: । 

धारयेद्‌ द्विजवर्यो यः श्रावयेद्‌ वा समाहिताः । 

स विष्णुः स शिवः सोऽहं सोऽक्षरः सं विराद्स्वराद्‌ 

झताक्षरात्मकं देव्या नामाऽष्टाविशतिः शतम्‌ । 

श्रृणु, वक्ष्यामि ` तत्सर्वं मतिगुद्य सनातनम्‌ । | 
Si ने नारद से कहा गद ब्रह्म प नामक 

'मैंने तुम्हें सुनाया । जो द्विजव > भक्ति पूर्वक दोनों स्या 

न जप सहित इसका पाठ करते है, अथवा किसी को सुनाते हैं, 
[ २२५ 


३८ | 5 बा गायत्री सन्ध्योपासना 


वे विष्णु शिव, पर ब्रह्म अक्षर तथा स्वयं “विराट रूप बन जाते हैं, 
अर्थात्‌ परम पद को प्राप्त होते हैं। अब हम भगवती का शताक्षर 
मन्त्र तथा एक सौ अट्ठाइस नाम जो कि अत्यन्त गुप्त और सनातन 


है, तुम से वर्णन करता हूं, सो हे नारद ! तुम उसे ध्यान पूर्वकं ' 


सुनो । | 
भूतिदा,भुवना, वाणी, वसुधा, सुमना, मही | . 
हरिणीं, जननी, नन्दा, सविसर्गा, तपस्विनी । 

. पयस्विनी, सती, त्यागा, चैन्दवी, सत्यवीरसा । 
विश्वा, तुर्या, षरा, रेच्या, निघुणी, यमनी भवा । 
गोवेद्या च जरिष्ठा च स्कन्दिनी, धीर्मतिहिमा । 
भीषणा, योगिनी, पक्षी, नदी, प्रज्ञा च चोदिनी । | 
धनिनी, यामिनी, पद्मा, रोहिणी, रमणीं, ऋषि: । 
सेनामुखी, सामयी च बकुला, दोष वर्जिता।_ 

` सर्व काम दुधा, सोमोद्भवाञ्हेकार वजिता । 
द्विपदा च चतुष्पादा त्रिपदा चैव पट्पदा । 
अष्टापदी नवपदी सा सहस्राक्षरात्मिका । 
इदं यः परमं गुल्म सावित्री मंत्र पञ्जरम्‌ । 
नामाष्ट विशति शतं श्रणु याच्छुवयेत्‌ पठेत्‌ । 
म्त्यानाममृतत्त्वाय भीतानाम भयाय च। 
मोक्षाय च मुमुक्षूणां श्री कामनांभ्रिये सदा । 
विजयाय युयुत्सूनां व्याधि तानामरोग कृत्‌ । 
बश्याय बश्य कामनां विद्याये वेदकामिनाम्‌। 
द्रविणाय दारिद्राणां पापिनां पाप शान्तये । 
वादिनां -वादिविजये कंधीनां कविताप्रदम्‌ । 

'अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गाय नाकमिच्छताम्‌ । 

[ २२६ ] | 


गायत्री सन्ध्यो 
पासना हि 


पशुभ्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यां: पुत्रकांक्षिणाम्‌ । 

क्लेशिनां शोक शान्त्यर्थं नृणा शत्रुभवाव च । 

रा जवश्याय द्रष्टव्यं पञ्जर नृप से विनाम्‌ । 
र भक्त्यर्थ विष्णु भक्तानां बिप्णौ सर्वान्तरात्मनि । ः 
थात्‌-भूतिदा, भुवना, वाणी वमधा, सुमना मही, हरिणी, 
हा नन्दा, सविसर्गा, तपस्विनी, पयस्विती, सतीः त्यागा, ऐन्दवी, 
, रसा, विश्वा, तुर्या, परा, रेच्या, निर्घ णी, यामिनी, भवा, 


गोवेद्या जरिष्ठा, स्कन्दिनी धी, मति, हिमा, भीषणा, योगिनी, पक्षी, 


नेदी ह्यां 
दी, प्रज्ञा चोदिनी, धनिनी, यामिनी, पद्मा, रोहिनी, रमणी ऋषि | 


ती "गयी बकुला, दोषवर्जिता, सर्व कामदुधा, सोमोद्भवा, 

र वजिता, द्विपदा, चतुष्पदा, त्रिपदा, पट्पदा, शष्ट पदी, नव- 

सा इत्यादि भगवती वे जो एक सौ अदा 

नम द इन नामां सहित सावित्री पञ्जर भिटो 

वाला ख को मर करने वाला तथा भयभीत को भयमुक्त करः 
होता है । मुमुक्षुझ्रों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के आका 


यों को धन प्राप्ति के लिए, बीरों की विजय के लिए, व्याधिग्रस्तो 
व्याधि निवारण के लिए इसे पढ़ना अथवा सुनना सुनाता चाहिए 


शीकरण की इच्छा रखने वालों को वशीकरण के लिए विद्यार्थियों 
को द्ाप्राप्ति के लिए, दीनों को द्रव्य प्राप्ति के हेतु तथा पापियों 
के निवारण के लिए, शास्त्रार्थी को शास्त्रार्थ विजय के लिए, 
कयौं को कविता प्राप्ति के लिए भूखों को अन्न के हेतु तथा स्वग!- 
को स्वग प्राप्ति के हेतु पठन-पाठन तथा श्रवण-श्रावण करना 

न के अभिलाषियों को 


ऐदिए सावित्री पञ्जर स्तोत्र का पाठ पशुधन 
Cag की आताचा रखने वालों को पुत्र प्राप्त कराने 
हर दुखियो के सव दुख दुर करने वाला, भयभौतों का शत्र,भय 
छे वाला, राज सेवकों को राजा की कृपा दिलाने वाला और 
पाला भक्तों को सर्वान्तर्यामी विष्णु में सतत्‌ भक्ति उत्पन्न कराने 


। 
९ [ २२७ ] | 


का पठन श्रावण वे श्रवण 


४० गायत्रो सन्ध्योपासना 


नायक विधि मृष्टानां शान्तय भवति, ध्रुवम्‌ । 

'निस्पृहाणां नुणां मुक्ति: शादवति भवति ध्रुवम्‌ । 

जप्यं त्रिवर्ग संयुक्त गृहस्थेन विशेषतः । 

मुनीनां ज्ञानसिद्धयर्थ यतीनां मोक्षसिद्धये । 

उद्यन्तं चन्द्र किरणम्‌पस्थाय `कृताञ्जलिः। 

कानने वा स्वभवने तिष्ठत्र्छुडो जपेदिदम्‌ । 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति तथेव शिव सन्निधौ । | 

मम प्रीति करं दिव्यं विष्णु भक्ति-विवर्धनम्‌ । ` | 

्वरार्तानां कुशायेण मार्जयेत्‌ कुष्ठरोगिणाम्‌ । | 

अञ्च मङ्ग यथा लिङ्ग कवचेन तु साधक: । | 

अर्थात्‌-गहुस्थों के लिए यह सावित्री पञ्जर स्तोत्र शान्ति द 

वाला और काम कोधादि से नि:स्पृह मुनियों को मुक्ति देने वाला 5 
यहं धुव की भांति शाश्‍वत है । विशपकर गुहस्थों को त्रिवर्ग छ क्री 
इसका पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से मुरी 
जान को सिद्धि होती है तथा यतियो को मोक्ष प्राप्त होता है । 


४ ण के उदय होने पर भगवती सावित्री का ` ीर 
वरु जगल अथवा शिवमन्दिर में युव पवित म की 
रा हाथ जोड़कर इस सावित्री पञ्जर का पाठ करने से ४ 
तीन मा पुर्ण हो जाती हैं. तथा मेरी (ब्रह्मा) 
न विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस कवच की जत 
यदि कैशा हारा कोढ़ी अथवा ज्वरग्रस्त के अङ्ग प्रत्यङ्गे १८ श्री 
कै तिरक 


करे, तो निश्चय डी रो रो में 
|) ण रोगमुक्त हो जाता है, इ | 
सदह नहीं है । pT हो जाता है, इस 


मण्डलेन विशुद्येत सव रोगैन संशय ! 
„ शतप्रजाचया नारी जन्मवन 


व्या तर्थव च। | र 
Fs.) 4 
RR, 


गायत्री सश्ध्योपासना ४१ 


कन्यादि वन्ध्या या नारी तासामद्ध प्रमाजेयेत्‌ । 
पुत्रा: न रोगिणास्तास्तु लभन्ते दीर्घ जीविनः । 
तास्ताः संवत्सरादर्वाग्‌ गर्भ तु दधिरे पुनः । 
पति बिद्वे षिणी या स्त्री श्र्ग तस्याः प्रमार्जयेत्‌ । 
तमेव भजते सा स्त्री पति कामवशं भवेत्‌ । 
ग्रञ्वत्ये राजवस्यार्थं विल्वमृले स्वरूपमाक्‌ । 
पालाश मूले विद्यार्थी तेजसाभि मुखो रवौ । 
कन्यार्थी चन्डिकागेहे जपेच्छत्रुभयाय . च । 
श्री कामो विष्णु गेहे च उद्याने श्रीवेशी भवेत्‌ । 
ग्रारोग्याथे स्वगेहे च मोक्षार्थी शैलमस्तके । 
सर्व कामो विष्णु गेहे मोक्षार्थी यत्र कुत्र चित्‌ । 
जपारम्भे तु हृदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन २ ना 
यं यं चिन्तयते नित्यं त तं प्राप्तोति 


तत्त्वतः । 
निश्चितम्‌ । 


अर्थात्‌--जिस स्त्री का पुत्र होकर मर जाता हो अथवा जो जन्म 
से हो बांभ हो अथवा जिसके कन्याएं ही उ होती हों अथवा 
जिसकी सन्तान दीर्घजीवी त होती. होडा प स्तोत्र द्वारा माजेन 
करने पर दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होते हैं । काकवन्ध्यादि सभी प्रकार 
की स्त्रियां इस कवच का पाठं वरते या मार्जन करने से एक वषं 
के भीतर ही गर्भवती हो जाती है । जिस स्त्री का पति उससे प्रेस न 
करता हो, उस स्त्री के अङ्ग प्रत्य पर इस कवच से मार्जन करने 


से पति कामवश हो उस स्त्री से प्रेम करने लग जाता है) 
राजा को वक्ष मे करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे, रूप 
प्राप्ति के हेतु विल्व वृक्ष के नीच, विद्या धन प्राप्त करने के लिए 
पलाश के नीचे, तेज प्राप्त करने के लिए सूर्य के सम्मुख, कन्या 
- [ २२९ ] | 


क, 


४२ | गायत्री सन्ध्योपासता 


प्राप्ति वा शत्रु को भयातुर करने के लिए काली देवी के मन्दिर में 
वेठकर इस कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए धन प्राप्ति के लिएं 
भगवान विष्णु के मन्दिर मे, शोभा प्राप्ति के लिए उद्यान में, स्वास्थ्य 
लाभ के लिए घर में तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्वत की चोटी पर 
इसका पाठ करना चाहिए । अन्य समस्त कामनाग्रों को सिद्धि के 
लिए विष्णु मन्दिर में तथा मोक्षाभिलाषी कहीं भी इसका पाठ क 
सकता है। साधक को चाहिए कि गायत्री जप के पूर्वं गायत्री हृदय 
का पाठ करे और जप के उपरान्त गायत्री कवच का पाठ करे । , 
हे नारद ! अधिक क्या कहूं, वस्तुत: मनुष्य जिन २ कामवार्शी 
की इच्छा करता है, वेट्‌ सव इस गायत्री पजर स्तोत्र के पठनपाठन | 


प्राप ठे सं प 3: 3. 
से प्राप्त होती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है । 


इति श्री वशिष्ठ संहितोक्त गायत्री पञ्जर स्तोत्रम सम्पूर्णम्‌ 


+ प्रथ गाय 
विनियोग मन्त्र Gl 008 


3% ग्रस्य श्री गा 
परमेश्वरी गायत्री दे 


दय ® € 
मुख गा ध्नि त ' दन्तपंक्ता वश्विनो । उभे सन्ध्ये हि 

`| जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां पति:। स्त 
सवोष्ष्टौ । वाहोमंरुत: । ग्रावायां तु वृहस्पति य 


न न 

। हृदये पजन्य: | ग्राकाश मुदरम्‌ | के 

: | दिन दारी जघने विज्ञानधन: प्रजापतिः । | 

उरू 2 | (01 देवा जान्वो: । जच्घायाँ कौशिक: । गत | 
पृथ्वी | यो ट्ट योरा 


० 


गायत्री सन्ध्यौपासना ४३ 


३% तत्सवितुर्वरेण्याय नम: । ॐ तत्पूर्वा जयाय नमः। तत्त्रातरा- 


दित्याय नमः । तरप्रातरादित्य प्रतिष्ठायै नम: । 
पापं नोशयति । सायमधीयानो दिवस 
कृतं पापं नाशयति । सायंप्रातर धीयांनोऽपापो भवति । सर्वतीर्थेषु 
स्नातो भवति । ग्रभक्ष्य-भक्षणात्‌ पूती भवति । अ्रभोज्य भोजनात्‌ 
पूतो भवति । ग्रचोष्य-चोपणात्‌ पूतो भवति । असाध्य-साधनात पूतो 
भवति । दुष्प्रति ग्रह-शत सहस्रात्‌ पूतो भवति । सवे प्रतिग्रहात्‌ पूतो 
भवति । पंक्ति दूषणात्‌ पूतो भवति । अमृतवचनात्‌ पुती भवति । 
ग्रथाब्रह्मचारी ब्रह्मचारो भवति । अनेन हृदयेना$धीतेन ऋतुसह - 
णष्टं भवति ।,षष्टि शत सहर गायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति । 
अष्टो ब्रह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयेत्‌ । तस्य सिद्धिभेवति । 

य इदं नित्यमधीयातो ब्राह्मणः प्रातिः शुचिः सर्वे पा 


इति ब्रह्मलोके महीयते । इत्या भगवान श्री नारायण: । 


प्रातर धीयानो रात्रिकृतं 


पै: प्रमुच्यते, 


इति श्री देवी भागवत पुराणोक्त गायत्री हृदयम्‌ सद 


हला 
5 
2 
००७ 
नि 


. भगवन्‌ ¦ ब्राह्मणों की उत्तम गति 


गायत्री अष्टोत्तर सहस्त्र नास स्तोत्रम्‌ 


सुहृद पाठकगण ! अब हम आपकी सेवा में श्रीमद्‌ देवी ना 
पुराण के बारहवें स्कन्ध में वणित सर्वफल प्रदायक भगवती गा 
का सहस्राष्टक नाम-स्तोत्र वर्णन करते हैं, जिसका पाठ करने से 
उपासकों को समस्त भौतिक व आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं । 


कहते हैं, कि एक बार मुनियों में श्रेष्ठ श्री नारद जी भगवान | 
विष्णु के पास पहु चकर उनसे प्रार्थना करने लगे-- 
नारद उवाच-- 
भगवन्‌ ! सर्वशर्मज्ञ ! सर्वास्त्र विज्ञारदः । | 
श्रुतिस्मृति पुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छतम्‌ । 
सवं पापहरं देव ! येन विद्या प्रवर्तते । | | 
केन वा ब्रह्म विज्ञानं कि नु वा मोक्ष साधनम्‌ ? 
न हाणाना गतिः केनः केन वा मृत्युनाशनम्‌ ? 
ऐहिकाऽऽमुष्मिकं फलं केन वा पद्मलोचनम्‌ ! 
हर राप 5 ` निलिलमादित, 0. 
अर्थात्‌ - हे भगवान ! हे समस्त धर्मो के ज्ञाता ! हे सब ने के 
विशारद ! आपके श्री मुख से मैंने श्रुति स्मृति और पुराण 


तत्व को सुना। हे देव ! वह कोन सी विद्या है, जो सब पापों 0 


नाश 
रा करती हे? ब्रह्मज्ञान तथा मोक्ष का साधन क्या है । हे 


? 
किस प्रकार से हो सकती हैं 
ओर परलोक का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। श्रा 


स्य पर प्रकाश डालने में सर्वथा सक्षम हैं, सो आप मुक 


| २३२ ] 


श्री नारायण उवाच-- 


साधु साबु महाप्राज्ञ सम्यक्‌ पृष्ठं त्वयाऽनघ । 
-उुणु वक्ष्यामि यत्नेनं :गायत्र्याष्ट सहल्नकम्‌ ! 
नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्वं पाप विनाशनम्‌ । 
सृष्ट्यादौ यद्‌ भगवता पूर्वं प्रोक्त ब्रवीमि ते । 
शष्टोत्तर सहस्त्रस्य ऋधित्रह्या प्रकीतितः । 
छन्दोञनुष्टुप तथा देवी गायत्री देवतास्मृता । 
हलो वीजानितस्यैव स्वराः शक्तयः ईरिताः । 
अङ्ग न्यास करन्यासाङुच्ये तै माठृकाक्षरः । 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वै । 
ग्र्थात्‌-भगवान श्री नारायण बोले- है नारद | आपने मुझसे 
प्रत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं परम शुभ, दिव्य और समस्त , 
पापों का विनाश करने वाला गायत्री के एक हजार आठ न मो वाला 
स्तोत्र वर्णन करता हं, जिसे श्राप ध्यानपूर्वके सुनिए :-- 
सृष्टि के आदि काल में जैसा कि पहले भगवान ने कहा है, इस 
प्रष्टोत्तर सहस्र स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं: अनुष्टुप छन्द है, गायत्री 
देवता है, हलन्त अक्षर ही बीज मंत्र है, इसमें सात स्वर शक्तिस्वरूप 
। मातृका के छः अक्षर ही.अंगन्यास व करत्यात के रूप में हैं । 
अब मैं साधकों के कल्याण के लिए भगवती गायत्री का ध्यान 
स्वरूप वर्णन करता हूं । 
ध्यान-स्वरूप-- 
रक्तश्वेत हिरण्य तील धवलंयु क्ता त्रिनेत्रोज्ज्वलां । 
रक्तां रक्त नवस्रजाँ मणिगणेयु वतां कुमारीमिमाम्‌ । 
गायत्री कमलासनां करतल व्यानड कुण्डलाम्बुजां । 
पदमाक्षीं च वरख्रजं च दधतीं हंसाथिख्डाँ भजे । 
[ २३३] 


४६ र गायत्री सन्ध्योपासना 


अर्थात्‌-जों लाल, श्वेत, स्वर्णवर्ण, नीले तथा धवल वर्णां से युक्त 
है, देदीप्यमान तीन नेत्रों वाली है, रक्तारक्त मणियों से युक्त नवीन 
माला धारण किए हुए है, कौमार्यावस्था वालो है, कमल के आसन | 
पर विराजमान है, जिसके हाथों में कमल के फूल तथा कमप्डबु 
शोभायमान हैं कमल की श्रेष्ठ माला से विभूषित तथा हंस के वाहत 
पर जो सवार हैं, उस महाशक्ति गायत्री के स्वरूप का मैं ध्यात 
करता हूं । | 

उपरान्त भगवान श्री नारायण ने नारद जी को भगवती गायत्री 
के एक हजार प्राठ नामों वालां स्तोत्र इस प्रकार सुनाया :- 


अ्रचिन्त्यलक्षणा व्यक्तात्यर्थ मातृ महेश्वरी । 

अमृतार्णव मध्यस्थाप्यजिता च अपराजिता । 

अणिमादि | गुणाधाराप्यकमण्डल संस्थिता । | 
अजरा जपेनाराध्या ्रत्रसुत्रधरा धरा । 

अकारादि भकारान्ताप्यरिपड्‌ वर्ग भेदिनी । 

श्रञ्जनाद्रि प्रतीकाशाप्यं जननाद्रि निवासिनी । 

श्रदितिश्चा जयाविद्याप्यरविन्द, निमेक्षणा । । 
अ्न्तर्वहि स्थिता विद्याध्वसिनी चान्तरांत्मिका । | 


श्रजाचाजमुखावासाप्यंरविन्द निभानना । | 
गड मादार्थं दान्ञाप्यारि मण्डलमदिती । 
भ्रसुरध्नी ह्यावामास्याप्य लक्ष्मीध्नीत्यजाचिता । 
आदि तक्ष्मीइचादिशक्तिराक्रतिइचायतानना । 


आदित्य पददी चाराप्यादिव्य परिसेविता ।. 

शचाय वत्तेनाचापाप्यादि मूति निवासिनी । 

आग्नेयी चामरीचाया चाराध्या चासनस्थिता । 

आधार । । । 
निलयाधारा चाकाशात निवासिनी ( 


२२४ | 


गायत्री, सन्ध्योपासना 


आद्याक्षर समायुक्ता चांतराकाश रूपिणी । 
आदित्य मण्डलगता चान्तर ध्वांत नाशिनी । 
इन्दिरा चेष्टादा चेषु चेंदीवर निभेक्षणी । 
इरावती चेन्द्रपदा चेन्द्राणी चेन्दुरूपिणी ॥ 


इक्षकोदण्ड संयुक्ता चेषु सन्धानकारिणी । 
इस्द्रनील समाकारा चेडा पिङ्गल रूपिणी । 
इन्द्राक्षी वेश्वरी देवी चेहात्रय त्रिवजिता । 
उमा चोपा हि द्यतिभा ह्यर्वारकफलानना । 


उड्प्रभा चोडुमती ह्यइपा ह्यडुमध्यगा । 
ऊर्ध्वा चाप्यूध्वे केशी चाप्यू्ध्वांधोगति भेदनी । 
अध्वे बाहु प्रिया चोमिमाला वाग्ग्रन्थदायिनी । 
ऋतं चर्पिक्र तुमती ऋपिदेब नमस्कृता । 
ऋणग्वेदा ऋणहत्रों च ऋपिमण्डलचारिणी । 
ऋद्धिर्दा ऋजुमार्गस्था ऋजुधर्मा ऋतुप्रदा । 
ऋग्वेदनिलया ऋणज्वी ऋज्वी लुप्तधर्म प्रवतिनी । 
लुप्तारिवर सम्भूता लूतादि विषतारिणी । 


एकाक्ष रा चैकमात्रा त्रैका चैके कनिष्ठिता । 
ऐन्द्रो ह्य रावता रूढा चैहिका मृष्मिक प्रदा । 
ग्ोङ्कारा ह्यौषधी चाप्ता ह्योतप्रोततिवासिनी । 


रवा ह्यौषवि सम्पन्ना पासन. फलप्रदा । 


गण्ड मध्यस्थिता देवी चाकारत्यनुरूपिणी । 
कात्यायनी कालरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी । 
कमला कामिनी कान्ता कामदां कलकंठिनी । 
करिकुम्भस्तन भरा करवीर सुवासिनी । 


| २३५ | 


४७ 


है 


|. 


गायत्री सन्ध्योपासना 


कल्याणी कुण्डलवती कुरूक्षेत्र निवासिनी। 
कुरुविन्ददलाकारा कुण्डली कुमुदालया । 
कालजिह्वा करालात्मा कालिका कालरूपिणि । 
कमनी गुणा कान्तिः कलाघारा कुमुद्धती । 


कौशिकी कमलाकारा कामचारा प्रभंजनी । 
कौमारी करूणापाङ्गी ककुद्रन्ती करिप्रिया। 
केशरी केशवनुता कदम्ब कुसुमप्रिया । 
कालिन्दी कालिका काँची कलशोद भव संस्तुता । 


काममाता क्रतुमती कामरूपा कृपावती । 
कुमारी कुण्डनिलया किराती करवाहनी । 
कंकेयी कोकिलालापा केतकी कुसुमप्रिया । 
कमण्डलुधरा काली कर्म निमूल कारिणी । 


कलहंस गतिः कक्षा कृति कौतुक मङ्गला । 
कस्तूरी तिलका शुभ्र करीन्द्र गमना कुहुः । 
कह रलपना कृष्णा कपिला कुहराश्रया। 
कूटस्था कुधरा कम्रा कुक्षिस्याखिल विष्टपा । 


खङ्गं खेटधरा खर्वा खेचरी खगवाहिनी 
खट्वांगधारिणी ख्याता खगराजो परिस्थिता । 
खलध्नी खण्डितजरा खण्डाख्यान प्रदामिनी । 
खंडेन्दु तिलका गंगा गणेश गुहपूयिता। 


गायत्री गोमयी गीता गान्धारी गानलोलुपा । 
गोमती गामिनीं गाधा गन्धर्वाप्सरि सेविता । 
गोविन्द चरणाक्रान्ता गुणत्रय विभाविता । 
गन्धर्वी गह्वरी गोत्रा गिरीशा गहनागमा। 
[RRR 


£ 


गायत्री सन्ध्योपासना 


गुहावासा गुणवती गुरु पाप प्रणाशिनी । 
गुर्वी गुणवती गुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी । 
गिरिजा गुणमातङ्गी गरुडध्वजबल्लभा । 
गर्बापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा। 


गोकर्ण निलयासक्ता गुह्यमण्डल वत्तिनी । 
धर्मदा घनदा घंटा घोरदानव मदिनी । 
घृणिमंत्रमयी घोषा धनसम्पत्ति दायिनी । 
घण्टारवप्रिया घाणा घृणि सन्तुष्टकारिणी । 


घनारि मण्डला घूणा घृताची घनवेगिनी । 
ज्ञानधातुमयी च॑ चाचता चारुहासिती 
चटुला. चण्डिका चित्रा चित्रमाल्य विभूषिता । 
चतुभु जा चारुदन्ता चातुरी चरितप्रदा । 


चूलिका चित्रवस्त्रान्ता चन्द्रमा! कर्णकुण्डला । 

चन्द्रहासा  चारुदात्री चकोरी चन्द्रहासिनी । 
चन्द्रिका चन्द्रधारी च चौरी चौरा च चण्डिका । 
चञ्चाद्वाग्वादिनी चन्द्र चूडा चौर विनाशिनी । 


चारु चन्दन लिप्ताङ्गी चञ्चच्चामर वीजिता । 


चारुमध्या चारुगतिइचर्द्रिका चन्द्ररूपिणी । ` 


चारु होमप्रिया चार्वा चरिता चक्रबाहुका । 
चन्द्र मण्डल मध्यस्था चन्द्रमण्डल दपणा । 


चक्रवाकस्तनी चेष्टा चित्रा चारु विलासिनी । 
चित्स्वरुपा चन्द्र वदनी चन्द्र माइ चन्दन ` प्रियो । 


 चीदयित्री चिरप्रज्ञावालका चारुहेतकी । 


छनत्रपाता छत्रधरा छायाछन्द : परिच्छदा । 
[ २३७ ] 


ve 


५० 


गायत्री सन्ध्योपासना 


छायादेवी छिद्रनखा छिन्नेन्द्रिय विर्सापनी । 
छन्दोनुष्टुपष्प्रतिप्ठान्ता छिद्रोपद्रव भेदिनी । 
छेदा छत्रेश्‍्वरी छिन्ना छरिका छेदन प्रिया । 
जननी जन्म रहिता जातवेदा जगन्मयी । 


जाह्नवी जटिला जत्री जरा मरण वर्जिता। 
जम्बू द्वीपवती ज्वाला जयन्तीं जलशालिनी । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगत्प्रिया । 
जात रूपमयी जिल्ला जानकी जगताजरा । 


जनित्रि जन्हुतनया जगत्रेय हितैपिणी । 
ज्वालामुखी जपवती ज्वरघ्नी जितविष्टिपा । 
जिताक्ान्तमयी ज्वाला जागृती ज्वरदेवता । 


3 


ज्वलन्ती जलदा ज्येष्ठा ज्वालोषास्फोट दिइ मुखी । 


जम्भिनी जम्भा ज्वलन्माणिक्य कुण्डला । 
भिभिका कण निर्घोषा झंका मारुत वेगिनी । 
झल्लकी वाद्यकुशला ज्यरुपा अभुजा स्मृता । 
कपाण वासमायुक्ता टंकिनी टंड्कू दिनी । 


टंद्षीगणकृुता धोपा टंडूनीय महोरमा। 
डंड्काकारिणी देवी ठठ शब्द निनादिनी। 
डामरी माकिनी डिभा डुडुमारैक निर्जिता । 


` डामरी तन्त्र मार्गस्था डम-डम डमरु नादिनी । 


डिडीर वसहा डिम्भल सत्क्रीड़ा परायणा । 
ढूंढ विघ्नेशजननी ढक्का हस्ता ढिलब्रजा। 
नित्य ज्ञाना निरुपमा निगुणा नर्वदा नदी। 


नरिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी तरुणातरुः । 


[ २३०५ ] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


त्रिविक्रम पदाक्रान्ता तुरीयपद गामिनी । 
तरूणादित्य संकाशा तमसी तुहिनातुरा । 
निकालज्ञान सम्पन्ना त्रिवली च त्रिलोचना । 
त्रिशक्ति सित्रपुरा तुङ्गा तुरङ्गावदना तथा । 


तिमिगलांगला तीव्रा त्रिस्रोता तमसादिनी। 
तन्त्र -मन्त्र विशेषज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टपा । 


त्रिसन्ध्या त्रिस्तनी तोषा सस्था ताल प्रतापिनी । ` 


ताडङ्किनी तुपाराभा तुहिनाचल वासिनी । 


तन्तुजाल समायुक्ता तारहारावलि प्रिया । 
तिलहोम प्रिया तीर्थातमाल कुसुमाकृति : । 
तारका न्रियुता . तन्वी त्रि शङ्क परिवारिता । 
तलोदरा तिलोद_ भासा ताटङ्का प्रियवादिती । 


त्रिजटा तित्तरी तृष्णां त्रिविधा तरुणाकृतिः । 
तप्तकांचन संकाशा तप्त कांचन भूषणा । 
त्रैयम्बका त्रिवर्गा च त्रिकालज्ञानदायिनी । 
तर्पणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुम्बर्स्तता । 


तार्व्यस्था त्रिगुणाकारी त्रिभङ्गी तनुबल्लरि : । 
थात्कारी थाखा थाँति दोहनीं दीन वत्सला । 
. दान्वान्तकारी दुर्गा दुर्गासुर निर्वेहिणी । 
देवरीति दिवारात्रि द्रौपदी दुन्दुभिस्वरा : । 


देवयानी दुरावासा दारिद्रय भेदिनी दिवा । 
दामोदर प्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्विमोहिनी । 
दण्डकारण्य निलया दण्डिनी देवपूजिता । 
देववन्दा दिविषदा द्वोपिणी दानवाकृतिः । 


[ २३६ ] 


५१ 


२२ 


गायत्री सन्ध्योपासना 


दीननाथ स्तुता दीक्षा देवतादिस्वरूपिणी । 
धात्री. घनुर्धरा धनुर्धारिणी धर्माचारिणी | 
घुरन्धरा घराधारा धनदा धान्य दोहिनी । 
धर्मशीला धनाध्यक्षा धनुर्वेद विशारदा । 


घृतिर्धन्या घृतपया धर्मराजप्रिया भ्रुवा । 
घमावती धूमकेशी धर्मशास्त्र: प्रकाशिनी । 
नन्दा नन्दप्रिया निद्रानुनृतानन्दनात्मिका । 
नर्मदा नलिनी नीला नीलकण्ठ समाश्रया । 


नारायणप्रिया नित्त्या निर्मला निग्रुणा निधिः 
निराधारा निरुपमा नित्यशुद्धा निरञ्जना । 
नाद विन्दु कलातीता नादबिन्दू कलात्मिका । 
नसिहनीं  नगधरा नृपनाग विभूषिता । _ 


नकेक्लेशशमनी नारायण पदोद्‌भवा । 
निरावद्या निराकारा नारदप्रिय कारणी । 
नाना ज्योति समाख्याता निधिदा निर्मलात्मिका । 
नवमूत्रधरा नीति निस्मद्रव कारिणी। 


नन्दजा नवरत्नाढया नेमापारण्यवासिनी । 
नवनीतं प्रिया नारी नीलजीभत नि:स्वनी । 
निमेपिणी नदीरूपां नीवग्रीवा निद्ीइवरी । 
नामावलि निशुम्भघ्नी नागलोक निवासिनी । 


नवजाम्बूनदप्रस्यः नागलोकाधि देवता । 

नूपुरा कांत चरणा नरचित्त प्रमोदिनी । 

निमग्ना रक्तनयना निर्घात सम निःस्वनाः। 

नन्दनोद्याननिलया निव्यू हो परिचारिणी । 
[ २४० ] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


पावंती परमोदारा पर ब्रह्मात्मिका परा। 
पञ्चकोश विनिर्मुक्ता पञ्चपातक नाशिनी । 
परचित्त विधानज्ञा. पंचिका पंचरुपिणी । 
पूणिमा परमा प्रीतिः परातेजः प्रकाशिनी । 


पुराणी पौरुषी पुण्या _ पुण्डरीक निभेक्षणा । 
पातालतल निमंग्ना प्रीता प्रीति विवधिनी । 
पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिनी । 
प्रजापतिः परिश्रान्ता ‰ पर्वतस्तन मण्डला । 


पद्मप्रिया पद्मसंस्था पदमाक्षी पद्मसभ्भत्रा । 
पद्मपत्रा पद्मपादा पद्मिनी प्रियभाषिणी । 
' पशुपाश ` विनिर्मुक्ता पुरः्श्री पुर वासिनी । 
पुष्यकला पुरुषा पर्वा पारिजातद्रुम प्रिया । 


पतिब्रता पवित्राद्गी पुष्प हास परायणा । 
प्रज्ञावती सुता पोत्री पुत्र पूज्या पयस्विनी । 


पट्टी पाशधरा पंक्ति ! पितृलोक प्रदायिनी । 
पराणी पुण्यशीला च प्रणतात्ति विनाशिनी । 


प्रद्युम्न जननी पृष्टा पितामह परिग्रहा । 
पुण्डरीक पुरावासा पुण्डरीक . समानना । 
पृथुजंघा  पृथुभुजा  पृथुपादा पृथुदरीं। 
प्रचालशोभा पिगाक्षी पीतवासा प्रचापला । 
प्रसवा तुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवागतिः । 
पंचवणो पंचवाणी पंचिका पंचरस्थिता। 
परामाया पराज्योति : पराप्रीति : परागतिः । 
पराकाष्ठा परेशानी पावनी पावकद्युतिः । 
Foes 


२२ 


पठं 


गायत्री सन्ध्योपासना 


पुप्यभद्रा परिच्छेद्या पुष्पहासा : पृथ.दरा । 
पींताड़ी पीतवसना पीतशय्या पिशाचिनी । 
पीतक्रिया पिशाचघ्नी पाटलाक्षी पटक्रिया । 
पंचभक्षा प्रियाचारा पूतना प्राणघातिनी । 


पुन्नागवनमध्यस्था पुण्यतीर्थं ` निषेविता । 
पंचाङ्गी च पराशिक्तः परमाहलाद कारिणी । 
पुष्पकांडस्थिता पूषा पोषिताखिल विष्टपा । 
प्राणप्रिया पंचशिखा. पन्नगोर्पारशायनी । 


पंचमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका पृथुदोहूनी । 
पुराणन्याय मीमांसा पाटली पुष्पगन्धिनी । 
पुण्यप्रजा पपारदात्री ` परमार्गेक गोचरा । 
ग्रीवातिशोभा 5 पणाशा प्रणवा पल्लवोदरी । 


फलिनी फलदा फल्गु : फूत्कारी फलकाक्रति : । 
फणीन्द्र भोगशयना फणिमंडल  मंडिता। 
बालाबला बहुमता बालातप निभांशुका । 
बलभद्रप्रया बन्दया वडवा बुद्धि संस्तुता । 


बन्दी देवी बिलवती बडिशघ्नी वलिप्रिया । 
बान्धवी बोधिता बुद्धि बन्धूक कुसुम प्रिया । 
बालभानु प्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मण देवता । 
बृहस्पतिस्तुता बृन्दा वृन्दावन विहारिणी । 


बालकिनी बिलाहारा बिलवासा बहूदका । 

बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णावतंसिका । 

वहुबाहुयुता बीज रूपिणी बहुरूपिणी । 

बिन्दुनाद ` कलातीता बिन्दुनाद स्वरूपिणी । 
[ २४२ ] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


बद्धगोधाँगुलित्राणा  बदर्याश्रम वासिनी । 
वृन्दारका वृहत्स्कन्धा बृहती वाणपातिनी । 
वृन्दाघ्यक्षा बहुनुता वनिता बहु विक्रमा। 
बद्धपद्मासनासीना विल्व पयङ्क संस्थिता । 


बोधिद्रुम निजावाथा बडिथ्सा विन्दुदर्षेणा । 
बाला वाणासनवती बड़वानल योगिनी । 
ब्रह्माण्ड बहिरन्तस्था ब्रह्म कङ्कण सूत्रिणी । 
भवानी भीषणवती भाविनी भय हारिणी । 


भद्रकाली भूजङ्काक्षी भारती भारताशया । 
भैरवी भीषणाकारा भूतिदा ' भूतमालिनी । 
भामिनी भोगविरता भद्रदा भूरिविक्रमा । 
भूतवासा भृगुलता भागेवी भूसुराचिता । 


भागीरथी भोगवती भवनस्था भिषग्वरा । 
भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा । 
भर्गात्मिका भीमवती भवबन्ध विमोचिनी । 
भजनीया भूतधात्रीं भञ्जितां भुवनेश्वरी । 


भुजङ्गवलया भीमा भेरूंडा भागधेयिनी । 
माता माया मधुमती _ मधुजिह्वा मधुप्रिया । 
महादेवी महाभागा मालिनी मीन लोचना । 
मायातीता मधुमती मधुमासा मधुद्रवा' । 


मानवी मधुसम्भूता मिथिलापुर वासिनी । 

मधुकंटभ संहत्री मेदिनी मेघमालिनी । 

मन्दोदरी महामाया मैथिली मसृणाप्रिया । 

महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या महेश्वरी । 
[ २४३ ] 


शभ 


.५६ 


गायत्री सन्ध्योपासना 


माहेन्द्री मेरूतनया मन्दार कुसुमाचिता । 
मञ्जुमञ्जीरचरणा मोक्षदा मञ्जुभाषिणी । 
मधुरद्राविणी मुद्रा मलया मलयान्विता । 
मेघा मरकतश्यामा माधवी मेनकात्मजा । 


महामारी महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता । 
मात्रका मिहिसभासा मुकुन्दपद विक्रमा । 
मूलाधार स्थिता मुग्घा मणिपुरक वासिनी । 
मृगाक्षी महिषारूढ़ा महिषासुर मदिनी । 


योगासना योगगम्या योगा यौवनकाश्रया । 
यौवनी  युद्धमघ्यस्था यमुना युगधारिणी। 
यक्षिणी योनमुक्ता च यक्षराज प्रसूतिनी । 
यात्रायान क्थिानज्ञा यदुवंश समुद्भवा । 


यकारादि हकारान्ता याजुषी यज्ञरूपिणी । 
यामिनी योग निरता यातुधानी भयङ्करी । 


रूक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति: । 
रोद्रा रोद्र प्रियाकारा राम माता रति प्रिया । 


रोहिणी राज्यदा रेवा रामा राजीव लोचना । 
राकेशी रूप सम्पन्ना रत्न सिंहासन स्थिता । 
रक्तामाल्यांकरधरा रक्त गन्धानुलेपना । 
राजहंस समारूढ़ा रम्भा रक्तबलि प्रिया । 
रमणीय वृगाधारा राजताखिलः भूतला । 
रुरूचर्यपरीघाना रथिनी रत्नमालिका । 
रोगेशी रोगशमनी राविणी रोम हषिणी । 
रामचन्द्र पदाक्रान्ता . रावणच्छेद : कारिणी । 
[ २४४] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


रत्नास्त्रा -परिच्छन्ना रथस्था रूक्मिभूषणा । 
लज्जाधिदेवता लोला ललिता लिङ्गघारिणी । 
लक्ष्मीर्लोला लुप्तविद्या लोकिनी लोकविश्रुता । 
लज्जा लम्बोदरा देवी ललना लोक घारिणी । 


करदा वन्दिता ' विद्या वैष्णवी विमलाकृतिः । 
वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मी विलासिनी । 
वनिता व्योममध्यस्था : वारिजास॑न संस्थिता । 
वारूणी वेणु सम्भूता वीति होत्रा विरूपिणी । 


बायुमण्डल मध्यस्था विष्णुरूपा विधिक्रिया । 
विष्णुपत्नी विष्णुमती विशालाक्षी वसुन्धरा । 
वामदेवप्रिया वेला वज्चिणी वसुदोहनी । 
वेदाक्षर परीताङ्गी वाजपेयी फलप्रदा । 


वासवी वामजननी वैकुण्ठ निलयावरा । 
ब्यासप्रिया वर्मंधरा ब्राल्मीकि परिसेविता । 
शाकम्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणागतिः । 
शातोदरी शुभाचारा शुभासुर विमदिनी । 


शोभावती - शिवारामा शङ्कराघशरी रिणी । 
शोभा शुभाशया शुञ्रां नित्यासन्धानकारिणी । 
` शरावती शरानन्दा शरज्ञ्यौत्स्ना शुभानना । 
शरभा शूलिनीं शुद्धा शबरी शुकवाहिनी । 


श्रीमती श्रीधरानन्दा श्रवणानन्द दायिनी । 

शर्वाणी शर्वरीवन्या षड्भाषा षड्‌ ऋतुप्रिया । 

_ षडाधारस्थिता देवी षण्मुख प्रियकारिणी । . 

पड्न रूपसुमति : सुरासुर नमस्कृता । 
[ २४५ ] 


५८ गायत्री सन्ध्योपासना 


सरस्वती सदाधारा सबै मंगल कारिणी । 
सामगान प्रिया सूक्ष्मा सावित्री सामसम्भवा । 
सरवेवासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा । 
सर्वैर्वय्यं प्रिया सिद्धि : साधुबन्धु पराक्रमा । 


सप्ति मण्डलगता सोममण्डल वासिनी । 
सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिक वजिता। 
सर्वोत्तुङ्गा सङ्गदीना सद्गुणा सकलेष्टदा। 
सरघा सूर्यतनया सुकेशी सोम संहिता । 


हिरण्य वर्णा हरिणी ह्लींकारी हंसवाहिनी । 
क्षोमबस्त्रा परीताङ्गी क्षीराब्धि तनया क्षमा । 
गायत्री चैव सावित्री पार्वती च सरस्वती । 
वेदगर्भा वरारोहा श्रीगायत्री पराम्बिका । 


इति भ्रष्टोसर सहस्त्र नाम सम्पुर्णम्‌- 


इति साहस्त्रक्र नाम्नां गायत्र्याश्चैव नारद । 
पुण्यदं सर्व पापघ्नं महासम्पत्ति दायकम्‌ । 


एवं नामानि गायत्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि। 
भ्रष्टम्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजः सह । 


श्र्थात्‌-हेनारद ! गायत्री का यह श्रष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्र 
महान पुण्य दायक, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, तथा महान 
सम्पति का देने वाला हैं। ये शुभ नाम गायत्री को सन्तुष्ट करते 
हैं। इसका पाठ विशेष रूप से अष्टमी तिथि को ब्राह्मणों के साथ 
करना चाहिए । 


[ २४६ ] 


गायत्री सन्ध्योपासना ५९ 


जपं कृत्वा होम पूजा ध्यानं कृत्वा विशेषतः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं गायत्र्यास्तु विशेषतः । 


सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वे। 
भ्रष्टेभ्य : साधकेभ्यश्च बान्धवेभ्यो न दशेयेत्‌ । 


अर्थात्‌-भली प्रकार से जप होम पूजन तथा मुख्यतः ध्यान 
करते हुए गायत्री की उपासना करनी चाहिए । गायत्री मंत्र का उप- 
देश प्रत्येक 'ऐरे गैरे नत्थू खैरे को नहीं देना चाहिए। जो ईश्वर 
का उत्तम भक्त हो, उत्तम शिष्य हो, अथवा ब्राह्मण हो, उसी को 
इसका अधिकारी तथा उचित पात्र समे । भ्रष्ट आचरणी, भ्रष्ट 
साधक चाहे वह भाई ही क्यों न हो, बिना पात्र-कुपात्र विचारे गायत्री 
मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए । 
यद्गृहे लिखितं शास्त्रं भयं तस्यन ` कस्यचित्‌ । 
चञ्चलाऽपि स्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति । 
इदं रहस्यं परमं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌। 
पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम्‌ । 
मोक्षप्रदं ` मुमुक्षूणां कामितां सर्वकामदम्‌ । 
रोगाद्‌ वै मुच्यते रोगी बढो मुच्येत बन्धनात्‌ । 


अर्थात्‌ --जिस घर में गायत्री सम्बन्धी शास्त्र का लिखित ग्रन्थ 
होता हैं, वहाँ किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हो सकता । तथा 
उस घर में चच्चला लक्ष्मी भी स्थित होकर निवास करती है इसका 
रहस्य गूढ़ाति गूढ हें । मनुष्य-मात्र के लिए यह परम पुण्य प्रद हैं 
दरिद्रों को यह विपुल धन प्रदान कराने वाला है, मुमुक्षजनों को 
मोक्ष प्राप्त करता है, कामाभिलाषियों को सब काम प्रदान करने 
वाला है। इसका ध्यान पाठ करने से रोगी मनुष्य नीरोग हो जाता 
है, तथा बन्धन में. पड़ा हुआ कैदी बन्धन से छूट जाता है । 
[ २४७ | 


। | 


६० गायत्री सन्ध्योपासना 


ब्रह्म हत्या सुरापानं सुवर्णस्तेयिनो नरा: । 

गुरुतल्पगतो वाऽपि पातकाद्‌ मुच्यते सुकृत्‌ । 

असत्प्रति ग्राहाच्चेवा5मक्ष्य-भक्षाद विशेषतः । 

पाखण्डानृत मुख्येभ्य : पठनादेव मुच्यते । 

इदं रहस्य ममलं मयोक्त पदमजोद्‌भवम्‌ । 

ब्रह्म सायुज्यदं नृणा सत्यं सत्यं न संशय : । 
्रर्थात्‌--इसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म हत्या, सुरापान स्वर्णं चोरी 
तथा गुरुपत्नी गमन जैसे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है। 
जो लोग ग्र्राह्य भोजन (मांसादि ) सेवन करते हैं, पाखण्ड तथा 
ढोंग रचते हैं, असत्य बोलते हैं वे भी इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ 


करने से दोष मुक्त हो जाते हैं। इस रहस्य का स्वयं ब्रह्माजी ने १ 


उद्घाटन किया है। जो इसका पाठ कर॑ते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म 
सायुज्य पद को प्राप्त करते हैं, यह नितान्त व भ्रसंदिग्ध सत्य है । 


इति श्रीमद्‌ देवी भागवत पुराणोक्त गायत्री सहस्त्र. 
नाम स्तोत्र सम्पुणंम्‌ । 


[ २४६ | 


गायत्री तत्त्वम्‌ 


विनियोग--३% श्री गायत्री तत्त्व माला मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः, 
अनुष्टुप छन्दः, परमात्मा देवता, हलो बीजानि, स्वराः शक्तयाः, अव्यक्तः 
कीलकम्‌, मम समस्त पापक्षयाथे गायत्री तत्त्व पाठे विनियोगः । 


चलुविशति तत्त्वानां यदेकं _ तत्त्वमृत्तमम्‌ । 

अनुपाधि परंब्रह्म तत्परं ज्योतिरोमिति । 

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 

तस्य प्रकृति लीनस्य तत्परं ज्योतिरौमिति। 

तत्सदादि पर्दर्वाच्यं परमं पदम व्ययम्‌। 

भ्रभेदत्वं पदार्थस्य तत्परं ज्योतिरोमिति । 

यस्य  मायांशुभागेन जगदुत्पद्यतेऽखिलम्‌ । 

तस्य सर्वोत्तमं सरूपम्‌ खूपस्याभिधीमहि। 

यं न पश्यन्ति परमं पश्यन्तोऽपि दिवौकसः । 

तं भूतानिलदेवं तु सुपर्णमुषधावताम्‌ । 

यदंशः प्रेरितो जन्तुः कर्म पाश नियंत्रितः। 

ग्राजन्म कृत पापानामपिहन्तु दिबौकसः । 

इदं महाम्‌नि प्रौक्त गायत्री तत्त्व मुत्तमम्‌ । 

यः पठेत्‌ परया भक्त्या स याति परमां गतिम्‌ । 

सर्व वेद पुराणेषु साङ्गोपाङ्गोषु यत्फलम्‌ । 

सकृदस्य जपादेव . तत्फलं प्राप्नुयान्नरः । | 
अभक्ष्य भक्षणात पूतो भवति । ्रगम्यगमनात्‌ पूतो भवति । सर्वे पापेभ्यः 
पूतो भवति । प्रातरधीयानो रात्रि कृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसंकृतं 
वापं नाशयति । मध्यन्दिनमुपयुञ्जानोऽसत्प्रति ग्रहादिना मुक्तो भवति । 

अनुप्लवं पुरुषाः पुरुषमभिवन्दन्ति। यं यं काममभिघ्यायति तं तमेवाप्नोति पुत्र ` 


पोत्रान्‌ कीति सौभाग्यांश्चोप लभते । सर्व भूतात्म मित्रो देहान्ते तद्विशिष्टो 
गायत्री परमं पदमवाप्नोति । 


इति श्री वेदसारोक्त गायत्री तत्त्वम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


३ ( महषि विश्वामित्र कृतौ ) 


विनियोग :-- 

३% ग्रस्य श्री गायत्री स्तवराज स्तोत्र मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः, अनुष्टुप 
छन्दः, परमात्मा देवता, सकलजननी चतुष्पदा गायत्री, सर्वोत्कृष्टं परंधामम्‌ प्रथम 
पादो बीजम्‌, द्वितीयः शक्तिः, तृतीयः कीलकम्‌, दश प्रणव संयुक्ता सव्याहृतिका 
तूर्यपाद सहिता व्यापकम्‌, मम घर्माऽर्थ-काम-मोक्षार्थे जपे विनियोगः । 

न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ । 
ध्यानम्‌-- 

गायत्रीं वेदधात्रीं शतमखफलदां वेदशास्त्रैक वेद्यां। 

चिच्छक्तिं ब्रह्म विद्यां परम शिवपदा श्रीपदं वेकरोति । 

सर्वोत्कृष्ट पदं तत्सवितुरनुपदान्ते वरेण्यं शरण्यं । 

भर्गो देवस्य घीमह्याभिदधति धियो योनः प्रचोदयादि 

= त्यौर्वेतेजः 


साम्राज्य बीजं प्रणव त्रिपादं सव्याऽपसव्यं प्रजपेत्‌ सहस्त्रकम्‌ । 

सम्पूर्ण कामं प्रणबं विभूति तथा भवेद्वाक्य विचित्र वाणी । 

शुभं शिवं शोभनमस्तु मह्यं सौभाग्य भोगोत्सवमस्तु नित्यम्‌ । 

प्रकाश विद्यात्रय शास्त्र सर्वं जजेन्महामंत्र फलं प्रिये ! वे। 

ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मदण्डं शिरसि शिखि महद्‌ ब्रह्मशीर्षं नमोऽन्तं । 

सुक्तं पारायणोक्तं प्रणवमथ महावाक्य सिद्धान्त मूलम्‌ । 
[ २५० ] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


तुर्य त्रीणि द्वितीयं प्रथम मनु महावेद वेदान्त सूक्तं । 
नित्यं स्मृत्यानुसारं नियमित चरितं मूलमन्त्रम्‌ नमोऽन्तं । 


अस्त्रं शस्त्रहतं त्वघोरसहितं दण्डेत बाजीहतम्‌ । 
आदित्यदि हतं 'शिरोऽन्तसहितं पापक्षयार्थं परम्‌ । 
तुर्यान्त्यादि विलोम मंत्र पठनं बीजं शिखान्तोध्वेक । 
नित्यं काल नियम्य विप्र विदुषां कि दुष्कृतं भुसुराद्‌ । 


नित्यं मुक्तिप्रदं नियम्य पवनं निर्घोष शक्ति त्रयं । 
सम्यक्‌ ज्ञान गुरुपदेश विधिवद्‌ देवीं शिखान्तामपि । 
षष्टैक्योत्तर संख्ययाऽनुमतं सौषुम्णादि मागंत्रयीं । 
च्यायेन्नित्य समस्त वेद जननीम्‌ देवीं त्रिसन्ध्यामयीम्‌ । 


गायत्री सकलागमार्थ विदुषां सौरस्य बीजेश्वरी । 
सर्वाम्नाय-समस्त _ मंत्रजननीम्‌' . सर्वञ्ञधामेशवरीम्‌ । 
ब्रह्मादित्रय सम्पुटार्थ करणीं संसार पारायणी । 
सन्ध्यां सर्वं समान तंत्र परया: ब्रह्मानु सन्ध्यायिनीम्‌ । 


एक-द्वि-त्रि-चतुः समान गणना वर्णाष्टकं पादयोः । 
पापोदौ प्रणवादि मंत्र पठने मंत्रत्रयी सम्पुटाम्‌ । 
सन्ध्यायां द्विपदं पठेत्‌ परतरं सायं तुरीयं युतंः। 
नित्याऽनित्य मनन्त कोटि फलदं प्राप्तं नमस्कुर्महे । 


ग्रोजोऽसीति सहोऽस्य हो बलमसिश्राजोऽसितेजस्विनी । 
वचेस्वी सवितारिनिसोमममृतं . रूपं परं धीमहि । 
देवानां द्विजवर्यन्तां मुनिगणे मुक्त्याथनां शान्तिना । 
मोमित्येक मृचं पठन्ति यमिनो यं यं स्मरेत्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
ओोमित्येकमजस्वरूपममलं तत्सप्तधा भाजितं । 


तारं) तंत्रसमन्वितं परतरे पादत्रयं गभितम्‌ । 
Rel 


६४ + 


गायत्री सन्ध्योपासना 


आपो ज्योति रसोऽमृतं जनमहः सत्यं तपः स्वभू वः । 
भूयोभूय नमामि भूभुवः स्वरोमेतैरमहामंत्रकम्‌ । 
आदौ बिन्दु मनुस्मरन्‌ परतरे बाला त्रिवर्णोच्चरन्‌ । 
देवी मानस पङ्कजे त्रिनयना पञ्चानना पातु माम्‌ । 
सर्वे ! सर्ववशे ! समस्तसमये ! सत्यात्मिके ! सात्विके । 
सावित्री सवितात्मके शशियुते ! सांख्यायनी गोत्रजे । 


सन्ध्यात्रीण्युपकल्प्य संग्रह विधिः सन्ध्याभिधानात्मके । 
गायत्रींप्रणवादि मंत्र गुरुणा सम्प्राप्यतस्मे नम: । 
क्षेमं दिव्य मनोरथः परतरे चेतः समाधीयतां । 
ज्ञानं नित्य वरेण्य मेतदमलं . देवस्य भर्गोधियम्‌ । 
मोक्ष श्री विजयाथिनोऽथसवितुः श्रेष्ठं विधिस्तत्पदं । 
प्रज्ञा मेघ प्रचोदयात्‌ प्रतिदिनं योनः पदं पातुमाम्‌ । 
सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यविरलं विश्वादिमायात्मकं । 
सर्वाद्य प्रतिपादपादरमया तारं तथा मन्मथम्‌ । 
ुर्यान्यस्त्रितयं द्वितीयम परं संयोग सव्याहृति । 
सर्वाम्नाय मनोमयीं मनसिजां ध्यायामि देवीं पराम्‌ । 
आदौ गायत्रिमंत्र गुरुकृतनियमं ` धर्मेकर्मानुक्‌लं । 
सर्वांध सारभूतं सकलमनुमयं देवता नाम गम्यम । 
देवानां एवं देवं द्विजकुलमुनिभिः सिद्ध विद्या धराद्यं । 
को वा वक्तु' समर्थस्तवमनु महिमा बीजराजादि मलम । 
गायत्रीं त्रिपदां त्रिबीजसहितां दिव्याहृति त्रैपदां । 
निब्रह्मा त्रिगुणां त्रिकालनियमां वेदत्रयीं तां पराम्‌\। 
सांख्यादित्रयरूपिणीं त्रिनयनां मातृत्रयीं तत्परां । 
त्रैलोक्य त्रिदश त्रिकोटि सहितां संध्यांत्रयीं तां नुमः । 
ओमित्येतस्त्रिमात्रा त्रिभुवनकरणं त्रिस्वरं वह्निरूपं । 


` त्रीणि त्रीणित्रिपादं त्रिगुण गुणमयं त्रैपुरान्त्र त्रिसूक्तम्‌ । 


[ २५२ ] 


गायत्री सन्ध्योपासना 


तत्त्वानां पूर्वेशक्ति ह्वितयगुरुपदं पीठयंत्रात्मक तं । 
तस्मादेतत्‌ त्रिपादं त्रिपदमनुसरं त्राहि मां मो नमस्ते । 
स्वस्ति श्रद्धातिमेधा मधुमति मधुर: संशया प्रज्ञकान्ति । 
विधा बुद्धिबलं श्रीरतनुधनपतिः सौम्यवाक्यानुवृत्तिः । 


मेधा प्रज्ञा प्रतिष्ठा मृदुमति मधुरा पूर्ण विद्या प्रपूर्णं । 
प्राप्तं प्रत्यूषचिन्त्यं प्रणव परवशात्‌ प्राणिनां नित्यकर्म । 
पञ्चाशद्वर्णमध्ये प्रणव पर युतं मंत्रमाद्यं नमोऽन्तं । 
सर्व सेव्याऽपसव्यं शतगुणमभितो वर्ण मष्टोत्तरं ते । 
एवं नित्यं प्रजप्तं त्रिभुवन सहितं तुर्यमन्तं त्रिपादं । 
ज्ञानं विज्ञान गम्यं गगन सुसदृशं ध्यायते यः समुक्तः । 
्रादिक्षान्त सयिन्दु युक्त सहितं मेरु क्षकारात्मकं । 
व्यस्ताऽव्यस्त समस्त वर्ग सहितं पणं शताष्टोत्तरं । 


गायत्रीं जपतां त्रिकाल सहितां नित्यं स नैमित्तिकम्‌ । 
चैवं जाप्यफलं शिवेन कथितं सद्भोग्य मोक्षप्रदम्‌ । 
सप्तव्याहृति सप्ततार विकृतिः सत्यं वरेण्यं धृतिः । 
सर्वे तत्सवितुइच धीमहि महाभगंस्य देवं भजे। 


घाम्नोधाम धमाधिधारण महान्‌ धीमत्पदं ध्यायते. । 
3३% _तत्सवंमनुप्रपूर्ण दशकं पादत्रयं केवलम्‌ । 
विज्ञाने विलस द्विविक वचसः प्रज्ञानुसन्धारिणीम्‌ । 
श्रद्धामेघ्य यशः शिरः सुमनसः स्वस्तिश्रियं त्वां सदा । 


आयुष्यं धनंधान्य लक्ष्मिमतुलां देवीं कटाक्षं परं । 
तत्काले सकलाथ साधन महान्‌ मुक्तिमंहत्वं पदम्‌ । 
पृथ्वी गन्धोऽचनायां नमसि कुसुमता वायु धूप प्रकर्षों । 
वह्िर्दीप प्रकाशो जलममृतमयं नित्यसङ्कुल्प पूजा । 


[ २५३ ] 


६५ 


६६ 


गायत्री सन्ध्योपासना 


एतत्सर्वं निवेद्य सुखबति हृदये सर्वदा दम्पतीनां । 
त्वं सर्वज्ञ कुरुष्व ममता नाऽहं त्वया ज्ञेयसि। 


सौम्यं सौभाग्य हेतु सकल सुख करं सवं सौख्यं समस्तं । 
सत्यं सदभोग नित्यं सुखजन सुहृदं सुन्दरं श्री समस्तं । 
सौमङ्गल्यं समग्रं सकल शुभकरं स्वस्तिवाचं समस्तं । 
सर्वाद्य सद्विवेकं त्रिपद पद युगं प्राप्तु मध्या समस्तम्‌ । 


गायत्रीं पद पञ्च पञ्च प्रणवं द्वन्द्व द्विधा सम्पुटं । 
सृष्ट्यादि क्रम मंत्र जाप्य दशक देवी पदं क्षुत्त्रयम्‌ । 
मन्त्रादि स्थितिकेषु सम्पुट मिदं श्री मातृकावेष्टितं । 
वर्णान्त्यादि-विलोम-मंत्र जपनं संहार सम्मोहनम्‌ । 


भूराद्य भूमु वस्वस्त्रिपद पदयुतं व्यक्षराद्यन्तयोज्यं । 
सृष्टि-स्थित्यन्तकार्यक्रम शिखि सकलं सर्वेमंत्रंप्रशस्तम्‌ । 
सर्वाङ्ग मातृकाणां मनुमय वपुषं मन्त्र योगं प्रयुक्त । 
संहारं क्षादि वर्णं वसुशतगणनं मंत्र राजं नमामि । 
विद्वामित्र मूदाहृतं हितकरं. सर्वार्थं सिद्धि प्रदं । 
स्तोत्राणां परमं प्रभात समये पारायणं नित्यशः । 


वेदानां विधिवाद मंत्र सफलं सिद्धि प्रदं सम्पदां । 
स प्राप्नोत्यपरत्र सरव सुखदमागुष्यमा रोग्यताम्‌ । 


4 इति श्री विश्वामित्र कृतौ गायत्री स्तवराज सम्पूर्णम्‌ । 


[ ३५४ | 


जे ED waa धा 


जगदम्बा गायत्री 


(9 आरती ® 


जय जय जय गायत्री माता । 
ॐ जै जै गायत्री माता । 


सकल सृष्टि की जननी तुम हो, तुम ही भाग्य विधाता । 
३ जय जय गायत्री माता । 


परब्रह्म की पराशक्ति हो, ग्ररु वेदों की माता । 


जीवमात्र की तुम संरक्षक, घट घट की हो ज्ञाता। 
३% जय जय गायत्री माता । 


ब्रह्म - ज्ञान औ दिव्य - दृष्टि की, तुम ही मातु प्रदाता । 
सुर नर मुनि जो तुमको ध्यावे, अष्ट सिद्धियाँ पाता । 
३% जय जय गायत्री माता । 


ब्रह्मा ' विष्णु महेश और देवेश तेरा यश गाता। 


सूयं तुम्हारा दिव्य तेज ही, तिहु लोक फलाता । 
३ जय जय गायत्री माता । 


लक्ष्मी दुर्गा शिवा सरस्वति, विविध खूप में माता । 
तू ही सब दुख हरने वाली, और सर्व सुख दाता । 
* ॐ जय जय गायत्री माता । 


भक्ति प्रेम औ ज्ञान धर्म का, सागर सा लहराता । 
जब यह पतित पुत्र हे जननी ! शरण -तेरी पा जाता । 
३ जय जय गायत्री माता । 


काम क्रोध मद लोभ मोह, अरु अ्रहंकार मिट जाता । 
तेरा ध्यान चित्त में ऐसा, सद्‌ प्रकाश फेलाता । 
३% जय जय गायत्री माता । 


श्रद्धा भक्ति सहित माँ की, यह स्तुति जो नर गाता । 
आवागमन मुक्त होकर वह, परमधामपद पाता । 
39 जय जय गायत्री माता । 


जनम जनम का श्रम्बे तुझ संग, इस कुपुत्र का नाता । 
(शुक्ल सदा तेरे चरणों में, शान्ति और सुख पाता । 
३ जय जय गायत्री माता । 


बोलो--गायत्री माता की जय ! 


रचयिता--श्रमोलचन्द्र शुक्ल 


अर्थ: 


गायत्री गज्ञ-विघान 


# यज्ञ का महत्व, नियम तथा शास्त्रीय 
विधान आदि । 


5 संध्या षटकर्म, पञ्चवेदी स्थापना, देव 
पूजन, यज्ञ भूमिका पञ्चभूत संस्कार रादि 


+ आहतियाँ, पूर्णाहुति, स्तुति यज्ञ भगवान 
की, विसजंन आदि । 


गायत्री यज्ञ-विधानम्‌ 


वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों आदि उत्कृष्ट धार्मिक ग्रन्थों 
में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यज्ञ-हवन आदि का विशिष्ट महत्व 
बताया है । प्रत्येक साधना के अन्त में अथवा शुभ कार्य के प्रारम्भ 
में लघु-हवन करना नितान्त ग्रावइयक, शुभ फलदायक तथा सिद्धि 
प्राप्ति का साधन माना गया है । इस का आधुनिक विज्ञान की दष्टि | 
से भी बड़ा महत्व स्वीकार किया जा चुका है । अनेक आधनिक 
वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय 
घामिक ग्रन्थों में यज्ञों में जिन २ द्रव्यों की आहुति देना बताया गया 
है, उन द्रव्यों का धुआँ वायु को शुद्ध तथा कीटाणु रहित करने में 
अत्यधिक सक्षम है। यज्ञादि करने से वायुमण्डल शुद्ध होता है तथा 
रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हें । हमारे ऋषियों के मतानुसार 
यज्ञों से न केवल भौतिक लाभ ही प्राप्त होते हैं, प्रत्युत इनसे 
आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते है । पाठकों के ज्ञान व विश्वास 
` वर्घन हेतु यहाँ यज्ञ के महत्व से सम्बन्धित कुछ महान ग्रन्थों तथा 
ऋषि मुनियों आदि के कथन उद्धत किए जा रहे हैं । 


यज्ञ का महत्व व उपयोगिताए 
यजुवद में यज्ञ की महिमा वर्णन करते हुए लिखा है :-- 
त्वामग्ने यजमानाऽञग्रनुद्य॒न विश्वावसु दधिरे 
वार्याणित्वया सह द्रविणमिच्छमाना ब्रज गोमतं मुशिजो त्रिवन्र: । 


यजुवद १२।२८ 
[ २५८ ] 


गायत्री यज्ञ-विधान ७ 


अर्थात्‌-हे अग्नि देव ! जो सद्गृहस्थ सदैव यज्ञ करते रहते 
हैं, वे श्रेष्ठ सम्पत्तियों को प्राप्त करते हैं उन्हें सदैव ज्ञानियों का 
सत्सङ्ग तथा धन वैभवादि प्राप्त होता रहता है । 
_ अयमग्नि पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टि वद्धंनः । 
अग्ने पुरीष्याभि द्युम्नमभि सह्मायच्छस्व । 
--युजुर्वेद ३।४० 
श्र्थात्‌--यह्‌ यंज्ञ की अग्नि वर्षा कराने वाली. घन देने वाली, 
पुष्टि तथा शक्ति को बढ़ाने वाली है। हे पुरीष्य अग्नि ! तुम हमारे 
चारों ओर शक्ति तथा वैभव का विस्तार करो । 
गीता में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ का सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यपूर्ण 
महत्व समभाते हुए कहते हैं :-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादक्सञ सम्भवः । 
यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मं समुद्भवः । 
कमें ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवं गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता ३।१४ 
अर्थात्‌- प्राणिमात्र अन्न से उत्पन्न होते हैं. तथा अन्न पजन्य 
(वृष्टि) से उत्पन्न होता है। वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है और 
यज्ञ की उत्पत्ति कमं से है। कमं ब्रह्म से उत्पन्त हुआ है और ब्रह्म 
अक्षर (अविनाशी तत्त्व) से उत्पन्न हुआ है, अस्तु सर्वव्यापी ब्रह्म 
नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसा जानो । 
सरस्वती उपनिषद्‌ के १४वें मंत्र में यज्ञ वष्टु घिया वसु' अर्थात्‌ यज्ञ 
से ऐश्वयं की प्राप्ति होती है आगे १७ वें मंत्र में “यज्ञ दधे सरस्घती? 
अर्थात्‌ यज्ञ से ही सरस्वती प्रसन्न होती है, इत्यादि कथन यज्ञ की 
महिमा प्रकट करते हैं । ` 
रामायण में गोस्वामी तुलसी दास ने भी यज्ञ को महिमा दर्शाते 
; [ २५९ ] | 


र गायत्री यज्ञ-विधान 


हुए लिखा है, कि राजा दशरथ का सन्तान-हीनता का दुख दूर करने 
के लिए गुरु वशिष्ठ ने श्यगी ऋषि को बुलाकर पूत्रेष्ठ यज्ञ 
"एक बार भूपति मन माँहीं। भई गलानि मोर सुत नाहीं । 
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। चरण लागि करि विनय विशाला 
श्रङ्गी ऋषिहि वशिष्ठ बोलावा । पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्हें । 
यह हवि बाँटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग -बनाई । 
तबहि राय प्रिय नारि बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चलि आई। 
अर्ध॑ भाग कोशर्ल्याह दीन्हा । उभय भाग आधे कर लीन्हा । 
कैकेई कहं नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनिभयऊ। 
कौशल्या कंकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमिर्त्राह मन प्रसन्न करि। 
एहि विधि गभं सहित सब रानी । भई हृदय हरषित सुख मानी । 
एक अन्य स्थान पर गीस्वामी जी कहते हैं :-- 
करहि विप्र होम मख सेवा, 
तेहि प्रसङ्ग सहजेहि वश देवा । 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के १३७ वें अध्याय में लिखा है :-- 
यज्ञेन लोकानाप्नोति पाप नाशं हुतेन च । 
जप्येन कामनाप्नोति सत्येन च परां गतिम्‌ । 
अर्थात्‌ - मनुष्य यज्ञ द्वारा विष्णु लोक को प्राप्त होता है । हवन 
करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जप करज्ञौँसै कामादि 
भोगों को प्राप्त करता है, तथा सत्य बोलने से परम पद की प्राप्ति 
होती है । । 
शिवपुराण में लिखा है :-- 
तस्माढीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवद्विजा: । 
दीर्घं सत्र ममाकृध्वं यू .यं वर्ष सहस्रकम्‌ । 
अर्थात्‌ - यज्ञ शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन है, इसलिए 
[ २६० ] 


गायत्री यज्ञ-विधान | & 


हे ऋषियो ! आप सब पृथ्वी लोक में जाकर एक सहस्र वर्ष तक 
विशाल यज्ञ करो । [ 
नारद पुराण के ३६ वें अध्याय में यज्ञ का महत्व प्रकट करते 
हुए कहा गया है :-- 
ये विष्णु भक्ता निष्कामा यंजंति परमेश्वरम्‌ । 
त्रिसप्ताकुलासंयुक्तास्ते यांति हरिमन्दिरम्‌ । 
अर्थात्‌-जो प्रभु भक्त निष्काम भाव से यज्ञ द्वारा परमेश्वर का 
पूजन करता है, वह अपनी इक्कीस पीढियों सहित हरिमन्दिर अर्थात्‌ 
परमधाम को प्राप्त होता है । ) 
आव देखिए मत्स्यपुराण में यज्ञ महिमा किन शब्द्रों में लिखी हे_- 
, अविमुक्ते यजन्ते तु मद्भक्ताः कृत निश्चयाः । - 
तेषां पुनरावृत्तिः कल्प कोटि शतैरपि । 
मत्स्य पुराण १८३।१ ।२४ 
अर्थात्‌--दृढ निश्चय सहित मेरे भक्त यदि मुक्ति के हेतु यज्ञ 
से मेरा यजन करे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक उनकी संसार में 
पुनरावृत्ति नहीं हो । 
मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं :-- 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः । 
अर्थात्‌ महायज्ञ तथा यज्ञ करने से ही यह शरीर ब्राह्मी बनता 
है, अर्थात्‌ ब्राह्मण वनता है | 
` इसी प्रकार अन्यान्य धामिक ग्रन्थों में भी यज्ञ की महिमा का 
गुणगान मिलता है । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि यज्ञ शारीरिक तथा 
बौद्धिक विकास में सहायक है, भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख, 
वैभव, पराक्रम, तेज और ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। समस्त 
सिद्धियो को देने वाला है, तथा सामूहिक रूप से समस्त विश्व का 
कल्याण करता है । 
| [ २६१ | 


क गायत्री महायज्ञ-विधान हुँ: 


गायत्री यज्ञ प्रायः किसी कर्भकाण्ड विशारदं गुरु की अध्यक्षता में 
_शुद्धाचरणी, निर्मल विचारों वाले, धामिक वृत्तिवाले विद्वान सात्विक 
ब्राह्मणों के सहयोग से किया जाता है। तथा इसमें जनता वर्ग के 


व्यक्ति भी सम्मिलित हो पुण्यधर्म के भागी बनते हैं। उन्हें 
आरोग्य, मनोबल, सदबुद्धि, समृद्धि, सफलता, सत्प्रेरणा आदि प्राप्त 
होते हैं । तथा रोग शोक द्ररिद्रता क्लेश चिन्ता वैमनस्य घृणा क्रोध 


आदि मानसिक विकार संताप नष्ट होते हैं । 


_ महायज्ञ की व्यवस्था 
प्रथम पाँच सात अत्यन्त ईमानदार, धर्मनिष्ठ, तथा विवेक्रशील 
व्यक्तियों की एक समिति गठित कर लें, जिसमें कुछ अच्छे साध 
महात्मा, विद्वान पंडित, समाज के प्रतिष्ठित तथा धनाढ्य व्यक्ति, 
सामान्य जनता का कोई ईमानदार व्यक्ति, एक दो धर्मनिष्ठ सरकारी 
अफसर, जज या वकील आदि २ अनेक वर्गो का प्रतिनिधित्व करने 
वाले व्यक्ति हों । इस समिति के कार्यकारी सदस्य क्षेत्र के सम्पन्न 
व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके, यज्ञ का 
महात्म्य बतलाकर उन्हें आथिक सहयोग के लिए प्रेरित करें, साथ 
ही सामान्य जन बर्गे में भी विविध प्रचार साधनों द्वारा यज्ञ का 
प्रचार करके अधिकाधिक दान देने व सामूहिक रूप से सम्मिलित 
होकर यज्ञ को सफल व प्रभावी बनाने के लिए पूर्ण व हादिक सहयोग 
प्रदान करने को प्रेरित करें । इस प्रकार से एकत्रित हुए धन द्वारा 
महायज्ञ की व्यवस्था करें । यज्ञ के लिए किसी नदी या तालाब का 
तट अथवा घनी बस्ती से दूर एकान्त स्थान में बने किसी मन्दिर या 
उद्यान में स्थल का चयन करें । और उस स्थान को पूरी तरह स्बच्छ 
| [ २६२: ] 


गायत्री यज्ञ-विधान ११ 


व पवित्र करके वहाँ यज्ञशाला का निर्माण कराएं, तथा सम्मिलित 
होने वाले व्यक्तियों के लिए शामियाने, प्रकाश, जल आदि की 
' समुचित व्यवस्था करें। ये सब व्यवस्थाएं यज्ञ समिति के सदस्य मिल 
कर अथवा कार्य विभाजन करके कर ५.साथ ही दैनिक व्यवस्थाग्रों 
यथा ब्राह्मण भोजन स्त्रियों बच्चों तथा पुरुषों में प्रसाद वितरण, 
कुत्तों चील कौओं आदि से बचाव तथा अन्य कामों के लिए धर्मनिष्ठ 
सच्चरित्र व सदाचारी स्वय सेवक्रो की भी व्यवस्था करें। समिति 
का एक २ सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य प्रधान व कोषाध्यक्ष चुन 
ले, जो कि सारे व्यय का हिसाब किताब रखें । यज्ञ में जप तथा 
आहुतिग्रों के लिए यथोचित ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, तथा उनका 
दैनिक व्यय भोजन आदि की व्यवस्था समिति करे । ब्राह्मण पूर्णतया 
सन्तुष्ट व प्रसन्नचित्त हो यज्ञ में अपने उत्तरदायित्व व कत्तव्य का 
पालन कर सकें, किसी को किसी प्रकार का असन्तोष या मानसिक 
उद्वेग न होने पाए, उन्हें यथोचित मान सम्मान प्राप्त हो, ऐसी. 
` उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए । गायत्री यज्ञ कितने दिन में पूर्ण हो, 
यह याज्ञिकों को संख्या, जप की संख्या आदि पर निर्भर है, किन्तु 
एक बात का ध्यान रहे, कि यज्ञ में आहुति या जप करने वाले. 
ब्राह्मण ऐसे हों, जो कि गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर सके । 
यज्ञशाला का निर्माण - 


यज्ञ को शास्त्रों पुराणों आदि में स्वयं भगवान. का रूप माना 
गया है । यज्ञ के द्वारा ही ब्रह्माजी इस सृष्टि को धारण किए हुए हैं, 
अस्तु यज्ञाला बहुत भव्य, पवित्र और आकर्षक होनी चाहिए । 
उसकी सजावट आदि भी बड़ी लगन व रुचि के साथ कराए । यज्ञ 
शाला ऊपर से ढंकी हुई अवश्य होनी चाहिए, ताकि पक्षी ग्रादि 
ऊपर से कोई अपवित्र वस्तु न डाल सकें । धूप, अग्नि की प्रचण्डता, 
लपटों व गर्मी, आकस्मिक वर्षा या अन्धड़ इत्यादि से बचाव की भी 


[ २६३ ] 


| 


१२ गायत्री यज्ञ-विधान 


पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यज्ञ में कोई आकस्मिक व्यवधान 


उत्पन्न न हो सके । यज्ञशाला में हवन कुण्डों की संख्या पर्याप्त होनी 
चाहिए, ताकि अधिक से अधिक याज्ञिकों द्वारा कम से कम समय मै 
अधिक से अधिक ग्राहुतियां दी जा सके । हवन के कुण्ड २४-२४ 


ग्रंगुल लम्बे चोड़े ग्रौर गहरे चोकोर बनाए जाने की परम्परा रही 


है, किन्तु समय के अनुसार, हवन सामग्री की मंहगाई आदि को 
देखते हुए इन कुण्डों को ऊपर से तो २४-२४ ग्रंगुल लम्बा चौड़ा ही 
रखें, गहराई भी २४ ग्रंगुल ही करें, किन्तु उनकी दीवारों में 


~ 


तिरछापन देकर इस प्रकार बनवाए जा सकते हैं, कि नीचे तल में 
६-६ अंगुल लम्बे चौड़े ही रह जायं । 
गायत्री यज्ञ में प्रयोग होने वाली पुजन-सामग्री-- 

रोली, चन्दन, कलावा, यज्ञोपवीत, धूप तथा अगरबत्तो के पे किट, 
दियासलाई, कुशाएं, चावल, बताशे या किशमिश आदि नेवेद्य, फूल, 
कलशों के मुख पर बांधने के लिए आम के पत्ते तथा दूब, साब 
सुपाडियां, जल छोड़ने के लिए चौड़ी कटोरी, छोटा जल-कलश, 
शुद्ध गौ घृत, कपुर, तथा आरती के लिए शंख, घंटे, मंजीरे' आदि । 
बैठने वाले सब याज्ञिक ब्राह्मणों के लिए १-१ पंचपात्र-आचमनी, 
१-१ थाली हवन सामग्री के लिए, १-१ घृत-पात्र प्रत्येक कुण्ड पर, 
शुद्ध गौ-घृत, स्रुवा, स्नुचि प्रणीता, प्रोक्षणी व स्पय ये पांचों लकड़ी 
के अज्ञ पात्र प्रत्येक कुण्ड पर, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए १-१ 
पंखा, १-१ चिमटा, १-१ आसन ऊन या कुश कां प्रत्येक याज्ञिक के 
बैठने के लिए, गायत्री माता का भव्य चित्र प्रधान वेदी पर स्थापना 


के लिए, पञ्चामृत के लिए गोदुग्ध, गोदधि, गो घृत, शहद, तुलसी 


पत्र व किशमिश, चिरींजी, गोला, आदि मेवा, पांचों वेदियफपर 
नैवेद्य भोग के लिए खीर, हलुआ, फल, मेवा, मिठाई ये पांच वस्तुएं, ` 


वितरण के लिए मिष्ठान का प्रसाद, आम, पीपल, गूलर, बरगद व 


छोंकर आदि की पवित्र, स्वच्छ ब धूली हुई समिधाएं यथावश्यक 


[ २६४ |] - श्र 


गायत्री यज्ञ विधान १३ 


परिमाण में, पीला रंग याज्ञिको के दुपट्टे व वस्त्रादि रंगने के लिए, 
` इत्यादि-२ वस्तुओं की पूजन के लिए आवश्यकता होती है । साथ हो 

पान, सुगंधि, हार पुज्प, स्वच्छ रुई, चूना, आदि भी होनी चाहिए । 
पूजन के पश्चात्‌ हवन में आहुति देने के लिए हवन सामग्री इकट्ठी 
करके पहले से ही तैयार रखी होनी चाहिए । 


हवन सामग्री में प्रयुक्त होने वाली ओऔषधियां-- 


छारछवीला, तालिसपत्र, देवदारु; कपूर कचरी, शोतल चीनी, 
अगर, तगर, गूगल, इन्द्र जौ, चन्दन चूरा, पुष्कर मूल, जायफल, 
मजीठ, दालचीनी, खस, चिरायता, तेजपत्र, बड़ा गोखुरू, नागर 
मोथा, शतावर, पृष्ठपर्णी, तालपर्णी, मोचरस, वायविडङ्ग, ब्राह्मी, 
गोरखमुण्डी, बच, गंख-पुष्पी, लोंग, तोमर के बीज, पदमाख, जटा- 
मांसी, नेत्रवाला,. बडी इलायची, उन्नाब, नागकेशर, बालछड, 
असगंध, गुलाव के फूल, तालमखाना, पित्तपापडा, चित्रक भारङ्गी, 
सौंफ, मुलहठी, लालचन्दन+ काकड़ासिगी, अ्रतीस, दारू हल्दी, कौंच 
के बीज, आंवला, भोजपत्र. बहेड़ा, सोंठ, हरड़, सफेद मूसली, 
प्रियङ्ग तथा पटोलपत्र, जावित्री, केशर, कपूर के अतिरिक्त किश- 
ममिश, छुहारा, बादाम, पिस्ता, चिरोंजी, ग्रखरोट, गोलागिरी, 
आदि मेवाएं भी हवन सावग्री में मिलाई जा सकती हैं। साथ ही 
एक भाग जौ, दो भाग चावल, तीन भाग तिल, इन तीनों अन्नों को 
इस अनुपात में मिलाकर कुल हवन सामग्री का दशांश रखे । 
तथा हवन सामग्री का दशांश परिमाण में ही शक्कर भी मिलानी 
चाहिए । इस प्रकार हवन सामग्री तैयार करके रख । 
जलयात्रा का जुलूस- 

यज्ञ आरम्भ होने से एक दिन पूर्वं किसी नदी या तालाब से 
कलशों में जल भरकर लाया जाता है । इसके लिए सम्भ्रान्त 
परिवारों की तथा ब्राह्मण परिवारों की स्त्रियां आमंत्रित की जाती 

[ २६५ |] 


१४ गायत्री यज्ञ विधान 


हैं, जो कि दैनिक जीवनचर्या में भी भगवान्‌ का ध्यान पूजन आदि 

करती रहती हों, इन स्त्रियों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, 

उतना ही जलयात्रा का जुलूस भव्य होगा और उतना ही यज्ञ का 
प्रचार अधिक होगा। ये महिलाएं सब पीले वस्त्र धारण करके 
पंक्तिबद्ध होकर सिर पर जल के भरे कलश रखकर जब बैण्डवाजे 
तथा जनसमुदाय के जलूस सहित चलती हैं, तो वड़ा ही भव्य और 
प्रभावकारी दृश्य उपस्थित होता है । यह जुलूस जिस मार्ग से होकर 
निकले, उस बस्ती तथा मार्ग में मिलने वाले सब स्त्री पुरुषों को एक 
व्यक्ति पीले चावल देते हुए यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता 
जाय, तो इस प्रकार अधिक से अधिक लोग आयेंगे। पहले भी कम 
से कम एक सप्ताह पर्यन्त समस्त स्वयं सेवक व कार्यकर्ता आसपास 
के क्षेत्रों में पीले चावल दे-देकर घर-२ जाकर लोगों को निमंत्रित 
करें, तो जनता का ऐसे धार्मिक. अनुष्ठान में सदैव पूर्ण हादिक सह- 
योग प्राप्त होता है । 

याज्ञिकों के लिए कुछ आवश्यक नियम-- 

(१) यज्ञ के आरम्भ से पूर्णाहुति पर्यन्त प्रत्येक याज्ञिक को पूर्ण 
ब्रह्मचर्ये का पालन करना चाहिए, तथा सांसारिक विषय-भोगों के 
विचार भी मस्तिष्क में नहीं फटकने देना चाहिए । 

(२) यज्ञ के दिनों में याज्ञिकों को पवित्रता और स्वच्छता का 
पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । जब भी शौच या मूत्रत्याग आदि को 
जाए, तब ही स्नान करके उपरान्त यज्ञ कुण्ड के पास जाए। 

(३) यज्ञ के दिनों में कम से कम मात्रा में और शुद्धसात्विक 
'भोजन ही ग्रहण करना चाहिए यथा फल, दूध, हविष्यान्न आदि । 
बीच में १-२ दिन का उपवास रखना और भी श्रेष्ठ है । 

` (४) यज्ञ में सब याज्ञिकों को नए यज्ञोपवीत धारण करने 
चाहिए, तथा उनके शरीर पर कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य 
[२६६ ] 


घायत्री यज्ञ-विधान १५ 


रहना चाहिए । तथा प्रतिदिन कपड़े धोकर प्रयोग में लाए जाने 
चाहिए और प्रतिदिन प्रातः सायं स्नान करके यज्ञ में भाग लेना 


. चाहिए । 


(५) यज्ञ में पाजामा या मोजे पहनकर नहीं बैठना चाहिए । 


(६) यज्ञ के दिनों में याज्ञिकों को अ्रधिकाँश समय साधना; 
उपासना, धामिक साहित्य अध्ययन, भजन, कीर्तन, सत्संग और 
भगवत्‌ चर्चा में ही व्यतीत करना चाहिए । इधर-उधर की सांसारिक 
बातों में समय नप्ट करना अथवा उनको सोचना याज्ञिको की मर्यादा 
के विरुद्ध है । 

(७) याज्ञिक्रों को चाहिए कि मध्यमा और अनामिका उंगलियों 
पर हवन सामग्री लकर तथा अंगूठे का सहारा देकर कुण्ड में आहुति 
देना चाहिए । 4 

(८) आहुति इस प्रकार आगे को झुककर डालें कि वह सीधी 
कुण्ड में ही गिरे, कुण्ड से बाहर इधर-उधर न गिरे । 

(९) याज्ञिकों को पालथी मारकर सीधे होकर बैठना चाहिए ! 

(१०) मंत्रोच्चारण सब लोग एक साथ परस्पर स्वर से स्वर 
मिलाकर करें । आगे पीछे बोलने से श्रोताओं को स्पष्ट रूप से कुछ 
सुनाई नहीं पड़ता । [ 

(११) जब 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण हौ, तभी सब याज्ञिक 
एक साथ सामग्री की कुण्ड में आहुति दें । आगे पीछे न दें । 

(१२) जिस सुवा से घी की आहुति दी जाय, उसे घी से भर 
कर एक बार कटोरे के किनारे से तली को रगड़ते हुए आहुति के 
लिए कुण्ड तक ले जायें, ताकि घी मेखलाग्रों पर टपकता हुआ न 
जाय । 


(१३) प्रत्येक याज्ञिक के कंधे पर यदि पीला दुपट्टा हो, तो 


भ्रति उत्तम है । 


[ २६७ ] 


१६ गायत्री यज्ञ-विधान 


(१४) घृत की आहुति के पश्चात्‌ स्रुवा में बचे हुए घी की 
एक-एक बूँद प्रत्येक बार प्रणीता पात्र में टपका कर इदमूगायत्र्य 
इदम्‌ न मम्‌ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए । Fils 

(१५) यज्ञशाला के भीतर इतने छोटे और नासमकभ बच्चो का 
न जाने दें, जिन्हें टट्टी-मुत्र आदि के लिए सावधानी बरतने का ज्ञान 
नहो। 

(१६) यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ग्नि बहुत प्रचण्ड हो जाती 
है, भ्रस्तु उस समय प्रत्येक वस्तु को आग की लपटों से बचाने के 
लिए पूरी-पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए । 

(१७) यज्ञ पूर्णं हो जाने के पश्चात्‌ जब तक हवन कुण्ड की 
अग्नि पूर्णतया शान्त न हो जाय, उसकी देखभाल रखें । 

(१८) यज्ञशाला में याज्ञिकों को चमड़े के जूते, चमड़े की घडी 
की स्ट्रैप ्रथवा तम्बाकू, गाँजा, चरस, भाँग, शराब आदि मादक 
वस्तुओं का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । 

(१९) जहाँ तक हो सके, पैरों में खड़ाऊं पहने अथवा कपड़े के 
जूते या रबड़ की चप्पल आदि यज्ञशाला से बाहर निकलने पर 
प्रयोग कर सकते हैं । किन्तु यज्ञशाला के भीतर यदि खड़ाऊं न पहत 
सके. तो नंगे पाव रहना ही अच्छा है । 


, (२०) यज्ञाला के भीतर रजस्वला वाली स्त्री अथवा मूत्र 
रोगादि से ग्रसित किसी स्त्री पुरुप को नहीं आना चाहिए, क्योंकि 


इससे यज्ञशाला को पवित्रता नष्ट होती है । 
(२१) यज्ञ देखने वालों को भी नहा धोकर स्वच्छ,त्रस्त्र पहत 
कर पवित्र मन, विचार और श्रद्धा भाव से ही आना चाहिए । 


(२२) यदि यज्ञदशंकों में कोई ऐसा धूर्त अज्ञानी व्यक्ति भी 
जाय, जो कि अवांछनीय चेष्टाएं अथवा ग्रपवित्र विचारधारा प्रदर्शित 
कर रहा हो, तो उसे सामूहिक रूप से प्रताड़ित करके बाहर निकाल 


[३६६१] 


_ गायत्री यज्ञ-विधान 
१७ 


देना चाहिए । स्वयं सेवकों को चाहिए कि ऐसे अवांछनीय ' तत्वों पर 
दृष्टि रखें, ताकि यज्ञ में सम्मिलित होने वाली मां बहिनों की मान- 
मर्यादा अक्षुण्य रहे । गायत्री यज्ञ एक महान ईश्वर आराधना है 
उसे सामान्य मेले-मदार के रूप में समझकर किसी व्यक्तिको वहां 


नहीं जाना चाहिए । 
(२३) जलयात्रा के कलश पीले रंग से पुते होने चाहिए तथा 


उन पर नारियल रखकर ढंकना चाहिए । नारियल के ऊपर लाल 
कपड़ा या कलावा आदि लपेट । 

(२४) यज्ञ कार्यों में इन कलशों को प्रयोग करने से पूर्वं उनका 
अभिषिचन करके पवित्र कर लेना चाहिए। . 

(२५) कलझों की संख्या कम से कम पाँच या सात, अथवा 


११, २१, ३१ या ५१ रखनी चाहिए । 

इस प्रकार यज्ञ में भाग लेने वाले याशिकों, प्रबन्धकों, आयो- 
जकों, स्वयंसेवको तथा दर्शकों सभी को परम पवित्रता के साथ, 
पवित्र भाव से अपना-अपना कत्तव्य श्रद्धापूर्वक पूरा करते हुए तथा 


उपरोक्त नियमों का ध्यान रखते हुए भाग लेना चाहिए । यज्ञ पूर्ण 
होने पर ब्राह्मण भोजन, कन्याभोज प्रसाद वितरण तथा विशाल 
भोज आदि का आयोजन यथा सामर्थ्यं रूप में करना चाहिए । 

अब यज्ञ का सम्पूर्ण विधि विधान, मंत्र, हवन पूजन आदि का 
विधान वर्णन किया जा रहा है। वैसे अनुभवी कर्मकाण्डी ब्राह्मण 


तथा विद्वान आचार प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर इसमें आवश्यक 


परिवर्तन या संशोधन भी कर लेते हैं । 
कलश श्रभिषिचन मंत्र 
ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दघातन । महेरणाय चक्षसे । १ । 
यो वः ज्ञिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः । २ । तस्मा 
अरंगमाम्‌ वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपोजनयथा च नः । रे । ३% आपः 
शिवाः शिवतमाः शान्ताः बा कृष्णवन्तु भेषजम्‌ । ४ । 
२६६ 


१८ गायत्री यज्ञ-विधान 


उक्त मंत्रों सहित कलशों को पवित्र करने के पश्चात स्त्रियाँ 
उन्हें सिर पर उठालें और नदी या सरोवर पर ले जाएँ । तब जिस 
स्थान पर घड़े उतार कर रखने हों, उस स्थान को पहिले अभिषिचन 
करके निम्न मंत्रों द्वारा शुद्ध करें-- 


पृथ्वी श्रभिषिञ्चन मंत्र-- 
3% मही द्यौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ पिपृतां नो भरीमभिः । 
पृथिव्ये नमः । पृथ्यीमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि । 


. उपरान्त कलश उतार कर यात्रा में भाग ले रही स्त्रियों में से 
ही एक स्त्री सबको तिलक लगाकर हाथों की कलाई में कलावा 
(मंगल सूत्र) बाँधे तिलक लगा कर कलावा बांधने के समय पण्डित 
गण निम्न मंत्र उंच्चारण करें-- 


तिलक करने का मंत्र 
39 स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पुषा विश्वेदेव: । स्वस्ति 
नस्तार्ष्योऽञ्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । 
कलावा बांधने का मंत्र-- 
यदाबधघ्नन्दाक्षयाणा हिरण्य ॐ शतानीकाय सुमनस्य मानाः । 
तस्यऽग्रावच्नामिशत शारदायायुष्मांजरदाष्टिर्यथासम्‌ । 


अव आचाय सभी स्त्रियों को हाथ में फल, चावल तथा जल 
देकर नीचे बाएं हाथ को लगाकर निम्न मंत्र द्वारा स्वस्ति वाचन 
कराएं और मंत्र पूरा होने के. पश्चात्‌ थाली लेकर प्रत्येक स्त्री के 
पास जाकर उसमें उनके हाथ से जल पुष्प व चावल छुड़वाते जाएं । 
ध्यान रहे कि स्वस्ति वाचन की ये वस्तुएं भूमि पर नहीं छड़वानी 
'चाहिए, क्योंकि वेसा करने से उनके पेरों तले भ्रा जाने की सम्भावना 
रहती है और वे पैरों के नीचे कदापि नहीं आनी चाहिए । 

[ २७० ] 


कृ 


गायत्री यज्ञ-विधान १९ 


स्वस्ति वाचन संत्र 

३ गणानां त्वा गणपति ॐ हवा महे प्रियाणां त्वा प्रियः पति ॐ हवा महे 
निधीनां त्वा निधिपतिः ३४ हवा महे वसो मम । आहमजानि गर्भघमां 
त्वमजासि गर्भधम्‌ । 

३% स्वस्ति न इन्द्रो बध््रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेवा स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽ 
अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पति दधातु । २ । 

ॐ पयः पृथिव्यां पय:5प्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो घाः । पयस्वतीः 
प्रदिशः सन्तुमह्यम्‌ । २ । 

3 विष्णो राटमसि विष्णोः इनप्त्रेस्थो विष्णोः स्यरसि विष्णो ध्र वोऽसि 
बैष्णवमसि विष्णवे त्वा । ४ । 

३% अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता 
रुद्रो देवताऽदित्या देवता मरुतो देवताविश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता 
वरुणो देवताः । ५। 

३५ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ३» शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्ति: बनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तिन्र हा शान्तिः सवं ॐ शान्तिः शान्तिरेव 
शान्ति सा मा शान्तिरेधि । ६। | 

३५ विशवानि देव सवितु दु रितानि परासुव । यद्भद्रं तन्ना आ सुव । ७ । 

3 शान्ति ! शान्ति ! शान्तिः । 

स्वस्ति वाचन के पश्चात्‌ समस्त देवी देवताओं को सादर 
प्रणाम करते हुए आचाय निम्न.मंत्र उच्चारे - 

3 सिद्धि बुद्धि सहितं श्री मन्महागणाधिपतये नमः । 

3% लक्ष्मीनारायणभ्यान्नमः,।, 

३% उमा महेश्‍वरायाभ्यान्नमः । 

३% वाणी हिरण्य गर्भाभ्यान्नमः । 

` ३% शची पुरन्दराभ्यान्नम्‌ः । 
उ मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः । 


[ २७१ ] 


२० ` गायत्री यज्ञ-विधान 


३% कुलदेवताभ्यो नमः। ३ इष्ट वेवताभ्यो नमः। 
3% ग्राम देवताभ्यो नमः । ३% स्थान देवाताभ्यो नमः । 
३% वास्तु देवताभ्यो नमः। 3३% सर्वेभ्यो . देवेभ्यो नमः । 
3% सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । ३% सर्वेभ्यस्तीर्थभ्यो नमः । 
३% श्री गायत्री देव्ये नमः । ३ पुण्यं पुण्याऽहं दीर्चमायूरस्तु । ` 


फिर कलशों में जल भरने से पूर्व वरुण देव का आवाहन नथा 
पञ्चोपचार पूजन भक्ति भाव से इस प्रकार कराएं। 


पञ्चोपचार पुजनम्‌-- 

३% वरुण स्योत्तमम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जेनी स्वो वरुणास्य ऋत 
सदसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदन मासीद । वरुणाय नमः 
गन्धादिभिः सम्पुज्यः । 

उक्त मंत्रोच्चार के पश्चात्‌ सभी उपस्थित लोग हाथ जोड़कर 
वरुण देवता को 'नमस्त्वन्ताय' कहते हुए प्रणाम करें अब सब 
स्त्रियां अपने-२ कलश उठाकर उन्हें नदी या जलाशय के जलसे 
भरलें, तथा मङ्गल गीत गाती हुई यज्ञ शाला की ग्रोर जुलूस के रूप 
में ले जाएँ । वहाँ पहुँचकर सब स्त्रियाँ सावधानी से अलग-२ कलश 
सिर पर से उतार कर यज्ञ मण्डप में रखें । उस समय आचाय तथा 
अन्य पण्डित जन निम्न मंत्र वोले-- 
कलश स्थापना मंत्र -- 

३% भद्रं कर्णेभिः श्ुणुयाम देवाभद्रम्पश्येमाक्षभिर्यजत्ना: । स्थिरेरंगैस्तुष्ठुवा 
९४ सस्तन्‌भिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः । ही 

इस प्रकार १-१ कलश यज्ञशाला के चारों कोनों पर. एक कलश 
प्रधान वेदी पर तथा शेष कलश यज्ञ मण्डप में सजाकर रख दे । 
तथा जलयात्रा में भाग लेने वाली स्त्रियों को प्रसाद व आशीर्वाद 


देने के लिए “श्रीवचंस्व०' या “सर्व भवन्तु सुखिनः आदि मंत्र वोले । . 
उपरान्त यज्ञ में भाग लेने वाले सभी ब्राह्मणों आदि को हाथ 


पैर घुलाकर कुल्ला कराकर निम्न मंत्रोच्चार सहित यज्ञशाला में 
प्रवेश कराएं. तथा निर्दिष्ट स्थानों पर बिठाएं । 
[ २७२ | 


गायत्री यज्ञ-विधान . | २१ 


यज्ञशाला प्रविष्टि मंत्र-- 
3% भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम्पश्येमाक्षभियंजत्रा: । स्थिरेरंस्तुष्टुवा 
१9 सस्ततूभिवर्यशेमहि देवहितं यदायुः । 


७ © 
संध्या षट्कमं 
इसके उपरान्त यज्ञ में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सन्ध्या 
षट्कर्म द्वारा शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से पवित्रीकरण 
कराना नितान्त आवश्यक है, अस्तु सब लोग अपना २ स्थान ग्रहण 
कर निम्न मंत्रोच्चार के साथ सन्ध्या षट्कम पूर्ण करे :-- 
१--पवित्री करण -- 
मंत्र -3% अपविन्न: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 
_ यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: । 
इस मंत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपने समस्त 
शरीर पर छिड़क लें । 
श्राचमन- फिर सामने रखे पात्र में से जल को चम्मच भरकर 
निम्न मंत्रों के साथ क्रमशः तीन बार मु ह में डालकर आचमन करें । 
यदि चम्मच न हो, तो हाथ में ही जल लेकर आचमन करें, किन्तु 
झूठे हाथ को यज्ञशाला से बाहर जाकर धो आएं, ताकि जूठा जल 
यज्ञशाला में न गिरे | 
संत्र--3ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । (प्रथम आचमन) 
३ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा । (द्वितीय आचमन) 
३ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः ज्ञययतां स्वाहा । (तृतीय) 
शिखा बन्धन- अब सब यजमान निम्न मंत्र उच्चारण करके 
अपनी २ चोटी में गाँठ लगाएँ । यदि चोटी न हो, तो केवल चोटी'के 
स्थान पर दाँया हाथ रख लें । 
- समंत्र--3ॐ चिद्‌ रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे । 


[ २७३ |] 


२२ . गायत्री यज्ञ-विधान- 


(४) प्राखायाम--ग्रान्तारिक सूक्ष्म इन्द्रियों की पवित्रता के लिए 
“प्राणायाम एक उत्तम यौगिक क्रिया है, अस्तु सभी याज्ञिक दाएं हाथ 
की कोहनी को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर दाएं हाथ के अंगूठे 
- से नाक का दांयां स्वर बन्द कर ले और बाएं स्वर से पूर्ण श्वास खींच- 
कर अधिकाधिक समय तक रोके रखें, फिर मध्यमा और 
कनिष्ठा अंगुलियो से नाक का वायां स्वर बन्द कर दाएं स्वर द्वारा 
इवास धीरे २ करके निकाल दे । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार 
से प्राणायाम करने से पूर्व सभी याज्ञिक एक साथ निम्न मंत्र का उच्चा- 
रण करें, और तब उक्त विधि से प्राणायाम करे । 
मंत्र- 32 भू: 3% भूवः ३ॐ स्वः ३२ महः 3 जनः ३% तप: 3% सत्यम 
तत्सवितुर्वेरेण्य भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । आपो ज्योति 
रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वः । | | 
(५) श्रंग न्यास--म्रब. सब याज्ञिक वायीं हथेली में जल. लेकर 
दाएं हाथ की अंगुलियों को सम्बद्ध“कर निम्न मंत्रों का उच्चारण 
करते हुए क्रमशः विभिन्न अंगों को जल में भोंगी अंगुलियों से स्पर्श 
करते हुए अंग न्यास करें, किन्तु पहले बाई ओर के अंग का न्यास 
करें, उपरान्त दायीं ओर के अंगों का । 
मंत्र--मुख न्यास--'3% वाङ्मे आस्येश्स्तु' 
नासिका न्यास--32 नसोमें _ प्राणोऽस्तु' 
नेत्र न्यास--'३% अक्ष्णोमें चक्षुरःस्तु' 
कर्णे न्‍्यास--४& कर्णयोमे . श्रोत्रमस्तु, 
भुजा न्यास--3% बाह्योमे वज्जमस्तु' 
स्कन्ध न्यास--'३% अऊर्वोर्मे गोजोऽस्तु' ` 
सम्पूर्णे शरीर न्यास--3% श्ररिष्टानिमेऽङ्गनितनूस्तन्ता मे सह सन्तु 
इस मंत्र के साथ सम्पूर्ण शरीर पर जल छिड़के । 
(६) पृथ्वी पुजनम्‌- निम्न मंत्रोच्चार सहित सभी लोग पृथ्वी 
[ २७४ ] 


ग यत्तौ यज्ञ-विघान २३ 


पर जल, अक्षत, चन्दन, पुष्प आदि चढ़ाकर हाथ जोड़कर नमस्कार 
करें-- 
संत्र--३% पृथ्वी त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृतां त्वं च धारय 
मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । । 
यज्ञोपती त धारणम्‌--यज्ञ में भाग लेने वाले सभी याज्ञिकों के 
पुराने यज्ञोपवीत उतरवाकर नए यज्ञोपवीत धारण कराएं। 
धारणा मंत्र--3% यज्ञो पवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं प्रति गुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । 
पुराना यज्ञोपवीत इस मंत्रोच्चार से उतारें-- 
3३% एतावद्‌ दिन पर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं सया । 
जीणे त्वान्ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ । 
उपरान्त श्राचार्यवरण किया जाना चाहिए । : 


आचार्यं वरण व तिलक 


आचार्य वरण के लिए याज्ञिकों में से कोई एक पंडित निम्न 
चार्यं वरण का मंत्र पढ़ते हुए उनके हाथ में कलावा बांधे -- 
३» व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
'दक्षिणायाप्तोति श्रद्धां श्रद्धया सत्यमाप्यते। 
फिर निम्न मंत्र सहित आचाये के भाल पर तिलक करे-- 
1 ३ गन्धं द्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणम्‌ । 
ईश्वरीं सर्व॑ भूतानां तामिहोपवये श्रियम्‌ । 
यजमान वरण व तिलक | 
इसके पश्चात्‌ आचाये द्वारा समस्त याज्ञिकों के हाथों में कलावा 
बाँघकर यजमान वरण किया. जाता है, और फिर यजमान तिलक 
होता है दोनों कार्यो के लिए क्रमशः निम्न मंत्रों का उच्चारण किया 
जाता है— 
[ २७५ ] 


२४ , गायत्री यज्ञ-विधाम 


वरण- ४2 यदाबघ्नन्दायणां हिरण्य ३७ शतानीकाय सुमनस्थ माना: । 
तन्मज्प्रावध्नामि शत शारदायाध्युष्माजरदष्टियंथासनम्‌ । 

तिलक---3 स्वस्तिनः इन्द्रौ वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्तिनौ वृहस्पतिर्दधातु । 

संकल्प-यज्ञ कायं में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निम्न 
मंत्रोच्चार के समय मास, पक्ष, तिथि वार तथा अपना नाम गोत्र 


आदि यथा स्थान ठीक २ वोलते हुए सद्भुल्प करना चाहिए । सङ्कल्प 
मंत्र इस प्रकार है :-- 


3% विष्णुविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतो महा पुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवतं 

मानस्य अब श्री ब्रह्मणो द्वितीये परा, श्री श्वेत वाराह कल्पे, वैवस्वतमन्वन्तरे. 

- ष्टा विशति तमे कलौ, कलियुगे प्रथम चरणे, भू लोके भारत वर्षे, अस्मिन 

बतंमाने "मासे" `' पक्षे" तिथौ `` ' वासरे गोत्रोत्पन्न: - नामाहं, विश्ध सुख 

शान्ति समृद्धयथं, सर्वं प्राणिनां कल्याणाय, मानवोचित धमं पालनार्थं, सुसंस्कृति 

रक्षणाय, समस्त राष्ट्रोद्वाराथ ' हिसासुरत्व नाशार्थ, सत्यव्रत साम्य भाव निर्वा- ° 
हाथे च इंमं यज्ञमहं करिष्ये.। 

- | दीप पूजनम्‌ . 

Re एक मिट्टी के नए दीवे या स्वच्छ कटोरी में शुद्ध गौ घृत भरकर 
उसमें नई रुई की बत्ती बनाकर डालें, और दीप को प्रज्वलित करके 
निम्न मंत्र से अक्षत पुष्प नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करें । 

सत्र ३४ अग्नि ज्योति ज्योतिरिनन: स्वाहा । सुर्य्योज्योति ज्योति: सूर्य: 
स्वाहा । श्रगिनिर्वचौ ज्योति वेर्च्च: स्वाहा । सूय्योंवर्चो ज्योतिव॑च्च: स्वाहा ज्योतिः 
सूयव सूर्य्यो ज्योतिः स्वाहा । . . . | 


3 । कलश पूजनम्‌ 
उपरान्त प्रधान वेदी पर रखे 


| खे हुए कलश का विधिवत पूजन 
करते हुए निम्न मंत्र उच्चारण करें ट | 

मंत्र--3% तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः श्रहेड़ 
मानो:वरूणेहं वोध्युरुश समानश्रायुः प्रमोषीः । इस मत्र से वाहन करने के 
[ २७६ | | 


री 


गायत्री यज्ञ-विधान २५ 


पश्चात निम्न स्तुति द्वारा कलश की हाथ जोड़कर प्रार्थना करें- 
कलशस्य मुखे विष्णु: कण्ठे रुद्रः. समाश्रितः । 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः । 
कुक्षो तु सागराः . सर्वे सप्तद्वीपा बसुन्धरशः । 
ऋणग्वेदौच यजुर्वेदौ सामवेदो ह्यथवेणः । 
अगेश्च सरिताः सवे कलशन्तु समोश्रिताः । 
अत्र गायनी सावित्री शान्ति पुष्टि करी सदा। 


त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि स्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
शिवः स्वयं त्वमेवासि धिष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 


्रादित्या बसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृका: । 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदाः। 
त्वत्प्रसादादियं यज्ञं .कतु मीहे जलोद्भवः । 
सान्निध्यंकुर मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। 


पञ्चवेदी स्थापना 


इसके पश्चात्‌ पञ्चवेदी स्थापना की जाती है । चूंकि (क्षिति, जल, 
पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिलि बनेहु शरीरा) सृष्टि मात्र, 
इम पाँच तत्वों से ही बनी है, इसलिए विभिन्न दिशाओं में इन पाँचों 
को देवता मानकर पाँच वेदियां स्थापित की जाती हैं । प्रमुख वेदी 
सर्वतोभद्रमण्डल पूर्व दिशा में, अग्नि देवता की वेदी पूर्व, दक्षिण के 
बीच आग्नेय कोण में, पृथ्वी देवता की वेदी नेक्र त्ये कोण में अर्थात्‌ 
दक्षिणं व पश्चिम के मध्य में, वायु देवता की वेदी वायव्य कोण में 
अर्थात्‌ पश्चिम व उत्तर के मध्य में, तथा वरुण देवता की वेदी उत्तर 
और पूर्व के मध्य ईशान कोण में स्थापित की जाती है । इन वेदियों 
` पर उनके गुणानुसार विभिन्न रंग प्रयोग किए जाते हैं यथा- अग्नि ` 
[ २७७ | 


२६ गायत्री यज्ञ-विधान 


देव की वेदी पर लाल रंग, पृथ्वी देवता की वेदी पर हरा रंग, वायु 
देवता की वेदी. पर पीला रंग, वरुण देवता को वेदी पर काला रंग 
तथा आकाश देवता की वेदी पर श्वेत रंग का प्रयोग होता हे । उक्त 
प्रकार के रंगों में चावल रंग कर षटकोण वेदियाँ स्थापित कर उन 
पर कलश धरें! | 


“सर्वतो भद्रमण्डल पूजनम्‌ 


प्रधान वेदी जो कि पूर्व दिशा में सर्वतो भद्रमण्डल की प्रतीक 
स्वरूप होती है, उस पर क्रमशः तेतीस देवताओं का विधिवत्‌ पूजन, 
भ्रावाहन तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करना चांहिए । ताकि उस 
एक वेदी पर ही उन समस्त देवताम्रों की शक्ति केन्द्रित हो, और 
उपासक परमात्मा की उन विविध शक्तियों की पूजा ध्यान तथा आवा- 
हन कर सके । 


तेतीस देवताओं का पूजन 


१ श्री गणेश पुजनम्‌- ॐ गणानां त्वा गणपति हवा महे प्रियाणांत्वा 
प्रियपति ४ हवा महे निधीनां त्वा निधिपति ४ हवा महे बसो मम। आहम- 
जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम । 3% गणपतये नमः । गणपतिमावाहयामि 
स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

२ गौरी पुजन- ३० ग्रायङ्गौः पृर्चिनरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरञ्च 
प्रयन्त्स्वः । 39 गौर्यः नमः । गोरी मावाहयामि. स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 
३ ब्रह्मा पुजन - ३& ब्रह्म जज्ञान ` प्रथमं पुरस्ताद्विसीमितः सुरुचो वेनऽ- 
भ्रावः । स बुघ्न्याऽउपमाऽस्य विष्ठाः सतरच योनिमसतरच विषः 7 3% ब्रह्म णे 
नमः ब्रह्मणामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

४ विष्णु पुजन--ॐ इदं विष्णुविचक्रमे मेधा निदघेपदम्‌ । समूढमस्य 

«पा ४ सुरे स्वाहा । ३% विष्णवे नमः विष्णु मावाहयामि. स्थापयामि पुजयामि 
ध्यायामि । ल्‍ न 
| [ २७८]. 


गायत्री यज्ञ-विधान - २७: 


५ रुद्र पुजनम्‌-- 3£ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः बाहुभ्यामुत ते 
_ नमः । रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । ११ 

द्‌ गायत्री पुजन--3* गायत्री जिष्टुव्जगत्मनुष्टुप्पंक्त्या सह । वृहत्यु- 
ष्णिहा ककुप्सूचीभिः शक्यन्तु त्वा । 3 गायत्र्यै नमः । गायत्री मावाहयामि स्थाप- 
यामि पूजयामि ध्यायामि । 

७ सरस्वती पूजन--3ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं 
वष्टु धियावसुः । सरस्वती मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

८ लक्ष्मी पुजन- ३२ श्रीशच ने लक्ष्मीदच पल्यावहो रात्रे पारवे 
नक्षत्राणि रूपमड्विनो व्यात्तम्‌ । इष्णुत्रिणाम्‌ मऽइषाण सर्वलोकमऽइषाण । 

- 39 लक्ष्म्ये नमः । लक्ष्मी मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

& दुर्गा पुजन- 3 जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतौ निदहाति वेदः । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरतात्यर्निः । 3ॐ दुर्गाये नमः । 
दुर्गा मावा हयामि स्थापयामि पूजयामि घ्यायामि। RR 

१० अग्नि पुजन- 3४ त्वं नोऽग्रग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देबस्य हे द्रोऽग्रवया- 
सिसीष्ठाः । यजिष्ठो वल्वितम शोशुचानो विइवा दव॑षा 0 सि प्रमुमुग्घ्यस्यत्‌ । 
३ ग्रग्नयेनमः । आअग्निमावाहयामि स्थापयामि घ्यायासि । 

११ पृथ्वी पुजन- ३२ महीद्योः पृथिवो चनऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम पिपृतां 
नो भरीमभिः । अँ पृथिव्येनमः । पृथ्वीमावाहयामि ` स्थापयामि पूजयामि 
घ्यायामि । 

१२ वायु पुजन --3* आनो नियुद्भिः शतनी भिरध्वर 2 सहस्िणीभि- 
रूप याहि यज्ञम्‌ । वायोऽस्मिन्त्सवने मादयस्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा तः । 
3४ वायवे नम: । वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि घ्यायामि । | 
१३ इन्द्र पूजन --3 त्रातार मिन्द्र मवितार भिन्द्र ॐ हवे हवे सुहव ३ 
शूरमिन्द्रम्‌ । हृवयामि शक्र पुरहुत मिन्द्र 3* 'स्वस्तिनो मघवा धात्विन्द्रः । 3% 
इन्द्राय नमः । इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि घ्यायामि । Rs 
| [ २७६ ] 


| 


२८ १ गायत्री यज्ञ-विधान 


१४ यमराज पुजन- 22 सुगन्नुपं थां प्रदिशन्न5एहि ज्योतिष्मध्ये ह्य जर- 
न्न$ग्रायु: । अपेतु मृत्युममृत मञ्ग्रागद्दै वस्वतो नो 5 भ्रभयं कृणोतु । ३% यमाय 
नम: । यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

१५ कुबेर पूजन--3% राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वय वैश्रवणाय 
'कुवंहे । मेस कामान्कामकामाय मह्य कामेश्वरो वै श्रवणी ददातु । कुवेराय वे 
श्रवणाय महाराजाय नमः । ३ कुवेराय नमः । कुवेरमावाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि ध्यायामि । 

_ १६ श्रश्विनी कुमार पुजन--3& अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती 
वीयंम्‌ । वाचेन्द्रो बलेनेन्द्रायदघु रिर्द्रियम्‌ ॐ श्रस्विनी कुमाराभ्यां नमः । श्रश्विनी 
कुमार मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

१७ सुयं पुजन--3 श्रा कृष्णेन रजसा वर्त॑मानो निवेशयन्नमृतं मत्यंच । 
हिरण्येन सविता“रथेना देवो याति भुवनानि पञ्यन्‌ । 35 सूर्याय नमः सूर्य॑मावा- 
हयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

१८ चन्द्रमा पुजन--3ॐ इमं देवाऽग्रसपन्न ४ सुवध्वं महते क्षत्राय 
महते ज्यंष्ठयाय महते जानराज्यायेस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्र मस्ये 
विशऽ एष वोऽमीराजा सो मोऽस्माक ब्राह्मणाना 9 प्रजा । ३ चन्द्रमसे नमः । 
चन्द्रमसमा वाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

१९ मंगल पुजन- ३2 श्रग्निमर्ा दिवः क्रकुत्पतिःपृथिव्या ऽञ्रयम्‌ । 
अपा ९ देना छ नि जिन्वति । 3४ भौमाय नमः । भौम मावाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि ध्यायामि । 

२० बुध पुजन--3 उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ४ सजे- 
थाममं' च । ग्रस्मिन्‌ सधस्थेऽमध्युत्तरस्मिन विशवे देवा यजमानश्च सीदत । ३% 
बुधाय नमः । बुधमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

२१ वृहस्पति पूजन--3ॐ वृहस्पते5प्रति द्द्योऽग्रर्हादू द्य मह्विभाति क्रतु- 
मज्जनेषु । यद्‌ दीदयच्छेवसऽम्यत प्रजात तदस्यासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ । उपया 

| [ २८० ] 


गायत्री यज्ञ-विधान २९ 


मग्रहीतोऽसि वृहस्पतये त्वैष ते योनिवृहस्पतये त्वा । 3 वृहस्पतये मावाहयामि 
स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

२२ शुक्र पुजनं-3+ ग्रन्तात्परिस्र तो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्‌_ क्षत्रं पय 
सोमं प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिर्द्रियं विधान © शुक्र-मन्धसऽइन्द्रे्येन्द्रियमिदं 
पयोऽमृतं मधु । ॐ शुक्रायनमः । शुक्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

२३ शनि पुजन--ॐ शन्नो देवीरभिष्टमऽग्रापो भवन्तु पीतये । शंयोरभि- 
स्रवन्तु नः । ३ॐ शनैश्चराय नमः । शनिइचर मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि 
घ्यायामि । 

२४ राहु पुजन--३ कथा नारिचत्रयञ्य़ा भुवइती सदा वृधः सखा । 


कया शचिष्ठ्यावृता । 3% राहवे नमः । राहुमावाहयामि स्यापयामि पूजयामि 
घ्यायामि । 

२५ केतु पुजन--3 केतुं कृण्वन्तकेतेवे पेशो मर्याऽ अ्रपेशसे । समुपद्‌- 
भिर जायथा: । ३% केतवे नमः । केंतुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। 


६ गंगा पजन--ॐ पञ्च नद्यः सरस्वती मपि यन्ति सस्रोतसः । सर- 
स्वती तु पञ्चासो देशेऽभवत्सरित्‌ । ३२ गङ्गाये नमः गङ्गामावाहयामि 
स्थापयामि पुजयामि ध्यायामि । 


२७ पित पजन--3ॐ पितृभ्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः पितामहेम्यः स्व- ' 


घायिम्यः स्वधानमः । प्रतितामहेम्यः स्ववायिम्यः स्वधा नमः । ग्रक्षन्पितरोऽ- 
मीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धघ्वम्‌ । ॐ पितृभ्यो नमः । पितृ- 
मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 

२८ इन्द्रारणी पजन- 39 ग्रादित्ये रास्नासीन्द्राण्याः उष्णीषः । पूषासि 
घर्माय दीष्वः । इन्द्राण्ये नमः । इन्द्राणीमावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि 
घ्यायामि । | 

२९ रूद्राररी पजन- ३० याते रुद्र शिवातनूर घोराः पापकाशिनी । तया 
नमस्तन्वा शन्त मया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ।  रुद्राण्य नमः । रुद्राणीमावा- 
हयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 


[ २८१] 


३० गायत्री यज्ञ-विधान | 


३० ब्रह्माणी पुजन--3ॐ इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रदूतः। सुतायतः 
उपब्रह्माणि बाघनाः ३४ ब्रह्माण्ये नमः ब्रह्माणी मावाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि ध्यायामि । 

_ ३१ नाग पूजन--3ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये ऽन्तरिक्षे 
ये दिवितेभ्यः सपेभ्यो नमः । ॐ सर्पेभ्यो नमः। सर्पामावाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि ध्यायामि । 

३२ वास्तु पूजन -- वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यरम स्वान्तस्ववेशो श्रन- 
मीवो भवा नः । यत्वेमेहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नोभव द्विषदे शं चतुष्पदे । ॐ 
वास्तुपुरुषाय नमः । वास्तु पुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजायामि ध्यायामि । 

३३ श्राकाश पूजन--३# या वां कशा मधुमत्यर्विनायूनृतावती । तया 
यज्ञं मिमिक्षितम्‌ । उपयामगृहीतोऽस्यशिवभ्यां त्वैष ते योनिर्माध्वौभ्यां त्वा । 3३% 
आकाशायनमः आकाशमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। 


षोडशोपचार पुजन 


उपरोक्त मंत्रों द्वारा तेतीस देवताग्रों का ग्रावाहन करने के पश्चात्‌ उनका 
सम्मिलित षोडशोपचार पूजन करें । 
१ श्रावाहन--३ सह्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌: । 
स भूमि ४ सवंत स्पृत्वात्यतिष्ठ हृशांगुलम्‌ । 
२ श्रासन समर्पण -- 
३ पुरुषऽ एवेद ४ सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्ते का तिरोहति। 


३ पाद्य समपंण - 
ॐ एतवागस्य महिमातो ज्यायांच पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद स्थामृतंदिवि। 
[ २८२ |] 


म 


गायत्री यज्ञ-विधान 


४ ग्रध्येदान -- 
3 त्रिपादृध्वे उदैत्पुरुषः पादोञ्स्येहाभवत्युन: । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशनेऽश्रभिः । 
५ आचसन -- 


३% ततो विराडजायते विराजो अधि पूरुषः । 

स॒ जातोश्ग्रत्यरिच्यत्‌ पश्चाद्भमिमथो पुरः । 
६ स्नान 

३% तस्माचज्ञात्सवेहुतः सम्भूतं तृष्दाज्यमू । 

पशुंस्ताइचक्रे वायव्यानारण्याम्राम्याच ये । 
७ वस्त्र समपर | 

३% तस्माचचज्ञात्सर्वहुत:ऽऋचः सामानिजज्ञिरे । 

छंदा ९9 सिजज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मादजायते । 
5 यज्ञोपवीत समपंरण-- 

३% तस्मादश्वा अजायत्तं ये के चोभयादतः । 

गावोहजज्ञिरे तस्मात्तस्माताज्जत ऽग्रजावयः। 
९ गन्ध समपेरए-- 

३% तं यज्ञं . बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन ` देवाऽशभ्रयजन्त . साघ्यांऽऋषयश्च ये। 
१० पुष्पारि समपरण-- 

३% यत पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू ˆ पादाऽउच्येतेः। 
११ धूप ससपंरा-- 

-3ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्याः कृत: । 

ऊरू तदस्य यद्द॑ यः पदभ्या 9 शूट्रोऽञ्जायत्‌ । 

[ २०३ ] 


३१ 


३२ ; ८ गायत्री यज्ञ-विधान 


१२ दीप समर्पण” 
32 चन्द्रमा मनसो जातर्चक्षौ: सूर्योऽग्राजायत । 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत । 
१३ नेवेद्य समपंण-- 
39 नाभ्याऽ श्रासीदन्तरिक्ष& शीष्णोद्यो समवर्त्तत । 
पद्भ्यां भूमिदिशिः श्रोत्रात्तथा लोकांऽग्रकस्पयन्‌ । 
१४ तोम्बूल पुङ्जीफल समपर 
३% यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं  ग्रीष्मऽइघ्मः शरद्धविः । 
१५ प्रदक्षिणा -- 
3% सप्तास्यासन्परिधय स्त्रः सप्तसमिधः कृता: । 
देवा यद्यज्ञ तन्वानाऽभ्रवद्यन्‌ पुरुषं पशुम्‌ । 
१६ मन्त्रपुष्पाञ्जलि समपंण-- 
ॐ यज्ञे न यज्ञमयंजन्त-देवास्तीनि धर्माणि प्रथमान्यासनं 
ते हनाक महिमानः सचन्त यत्र पुर्वे साध्याः सन्तिदेवाः 


उक्त मंत्रों सहित षोडशोपचार पूजन करने के उपरान्त प्रधान वेदी से 
उठकर श्राग्नेयकोण में स्थित अग्नि देवता की वेदी पर बैठ जाना चाहिए । 
तथा निम्न मंवों द्वारा उनका आवाहन पूजन ध्यान आदि करके हाथ जोड़कर 
नमस्कार करें। ' 


रुट अग्नि देव पूजन डट 


अग्निदूत॑ पुरोदधे हव्यवाहमुपत्रूवे । देवां २ ऽ ग्रा सादयादिह। 
३% अग्नि ७ स्तोमेन बोधय समिधानोऽ अरमत्यंम्‌ हव्या देवेषु नो दधत्‌ । 
३% अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य ४ सुपर्ण वयसा वृहन्तम्‌ । 
तेन वयं गमेम ब्रघ्नस्यं विष्टप ४ स्वोरुहाणा ऽभ्रधिनाकनुत्तमम्‌ । 
३% अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः श्रस्तमर्वन्तऽग्राशीवोऽस्तंनित्यासो 
बांजिनऽइष 9 स्तोतृभ्य 5 आ भर । 


3 अग्नि ७ हृदयेनाशनि ॐ हृदयाग्रेय पशुपति कृतस्नहृदयेन भवं यक्ना । 
सवं मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पशं व्येनोग्रं देवं व निष्ठुना 
वसिष्ठहनुः शिंगीनि कोश्याम्याम्‌ । 


पृथ्वी देव पुजनम्‌ 

इसके पश्चात्‌ नैऋत्यकोण में पृथ्वी देवकी वेदी पर बैठकर 
निम्न मंत्रों सहित उनका विधिवत्‌ आवाहन पूजन आदि करें । 

35 पृथ्वी देवयजन्यो पध्यास्ते . मूलं माहि ३% सिषं व्रजं गच्छ गोष्ठानं 
धर्षतु ते द्योर्वधान देव सवितः परंमस्यां पृथिव्या 3ॐ शतेन पाशे्योऽस्यान्द्र ष्ट 
यंवयं द्विष्मस्तमतो मा मोक । | 

३% पृथिवीं छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो द्मौश्छन्दः समारछन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक्‌ 
छन्दो ममश्छन्दः कृषिइछन्दो हिरण्य छन्दो गौरछन्दोऽजाच्छंदोश्रशवश्छन्दः । 

3% पृथिव्याः सधस्थादग्नि पुरीष्य मंगिरस्वदा भारान्ग पुरोष्यमंगिर स्वच्छे- 
मोऽग्नि पुरोष्यमंगिर स्वद्‌ भरिष्यामः । 

३% पृथिव्या : पुरीषमस्यच्सो नामतांत्वा विश्वेड अभिगृणन्तु देवाः । 
स्तोमपृष्ठा घृतवदीहू सीद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्वा दिवनाध्वयू सादयता 
मिहित्वा । र 

[ २८५ ] 


३४ गायंत्रो यज्ञ-विधान 
३ पृथिव्या5अरहमुन्दन्तरिक्ष मारुहमन्तनिक्षाद्विव मारुहम्‌ । दिवो नाकस्य 
पृष्ठात्‌ स्वज्योतिर्गामहम्‌ । 


वायु देव पुजनस्‌ 
अब पृथ्वी देव की वेदी से उठकर वायव्यकोण में स्थापित वायुदेव 


की वेदी पर आकर निम्न मंत्रों से उनका विधिवत्‌ ग्रावाहन- 


पूजनादि करें :-- 
3% वायाः पुतः पवित्रेण प्रत्यङ्ग सोमोअ्ग्रतिद्रुत: । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
वायो पूतः पवित्रेण प्रा ङ सोमोऽग्रतिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
32 वायो शुक्रो ग्रयामि ते मव्वोऽ्ग्रग्रंदिविष्टषु । आ याहि सोमपीतये 
स्पार्हो देव नियुत्वता । 
वायुरग्रेणा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा यज्ञम्‌ । शिवो नियुद्भिः शिवाभिः । 
वायो ये ते सहर्त्रिणो रथा सस्तेभिरा गहि । नियुत्वान्त्सोम पीयते । 
3% वायुः पुनातु सविता पुनात्वग्ने भाजसा सूर्य्यस्य वच॑सा । विम॒च्यं- 
न्यानुस्त्रियाः । ह 
x 


बरुण देव पूजनम्‌ 

“अब ईशान कोण में स्थापित वरूण देव की वेदी पर आकर 
उनका आवाहन पूजनादि इस प्रकार करें :-- 

3% आपवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीटवत्‌ । वाजं गोमन्तमामर स्वाहा । 
३% ्रापोहिष्ठा मयो भुवस्ता नः ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । 

३% आपो देवी ! प्रतिगृम्णीत भस्मंतत्स्योने कृणुध्व ७ सुरभाऽउलोके । 
'तस्मै नमन्तां जनयः सुपत्नी व्यतिव पुत्रं विभूताप्स्वेनत्‌ । 

3% आपोह यद्बृहती विशवमायन्‌ गर्भदधाना जनयन्ती रग्रिम्‌ । ततो देवाना 
'3$ समवत्तंतासुरेकः कस्मं देवात हविषा विधेम । 

[ २८६ ] 


गयत्री यज्ञ-विधान । ३५ 


३% आपड्चित्पिप्यु स्तर्यो न.गावो नक्षन्नृत जरितारस्तुऽइन्द्र । याहि 
वायुने नियुतो नी ऽग्रच्छात्व ॐ हि धीभिदंय से विवाजान्‌ । 

३% गापः शिवा: शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्त तमास्तास्ते कृण्वन्तु 
भेषजम । 

उपरान्त सामूहिक रूप से सब लोग हाथ जोड़ कर अन्याच्य 
समस्त देवताओं का आवाहन पूजनादि करे । 


मिड डाका 


. सामान्य देव पूजनम्‌ 


गुरुद्र ह्या गुरुविष्णु : गुरुदेवा महेश्वर : । 
गुरुरेव पर ब्रह्म: तस्मे श्री गुरुवे नम: । ` 
अखण्ड मण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः । 
आयातु वरदे देवि अक्षरे ब्रह्मवादिनी । 
गायत्रि छन्दसां माता ब्रह्मा योनिनं मोस्तु ते । 
अभीप्सितार्थ सिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरे : । 
सवै विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः । 
मर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते । 
शुक्लाम्बर धरं देवं शशिवर्ण चतुभुं जम्‌ । 
प्रसन्न वदनं ध्यायेत्त्सवं विघ्नोपशान्तये । 
सर्वदा सवे कार्येषु नास्ति तेषाम मङ्गलमू। 
येषां हृदिस्थो भगवता मङ्गलायतनो हरि : । 
[ _ २८७ ] ॥ 


३६ गायत्री यज्ञ-विधान 


मङ्गलं भगवान विष्णुः मङ्गलं गरुड़ध्वजः । 

मङ्गलं पुडरी काक्षौ मङ्गलायतनो हरि : । | 
विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराम । 
सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्ति कार्यार्थ सिद्धये । 
त्वं वे चतुम्‌ खो ब्रह्मा सत्य लोक पितामहं । 
आगच्छ मण्डले चास्मिन्मम सर्वार्थ सिद्धये । 


शान्ता कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं । 
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवणं गुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मी कान्तं कमल नयनं योग्रभिर्ध्या नगम्यहम्‌ 
वन्दै विष्णु भवभय हरणं सर्वलोकंकनाथम्‌ । 
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिणीम्‌ । 
वीणा पुस्तक घारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ । 
हस्तेस्फटिक मालिकां बिद्धतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
वन्दे, त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ । 
रद्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदोम श्रावह । 
` कालिकां तु कालातीतां कल्याणीं हृदयां शिवाम्‌ । 
कल्याण जननीं नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहम्‌ । 


वन्दे देव उमापर्ति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम्‌ । ` 
वन्दे पन्नग भूषणं मृगघरं वन्दे पशूनाम्पतिम्‌ । 
वन्दे सूर्यं शशांक वल्लि नयनं वन्दे मुकुन्द प्रियम्‌ । 
वन्दे भक्त जनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ । 
3% त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि वर्घनम्‌ । 
उर्वारुकमिय वन्धान्मृत्यो मुक्षीय माऽमृतात्‌ । 
[ २८८ | 


गायत्री यज्ञ-विधान ३७ 


दुर्दे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो : । 
स्यस्थै : स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रय दुःखभयहारिणि का त्वदन्या । 
सर्वोपकार कारणाय सदादई चिन्ताः । 
विष्णु पादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी । 
धर्म द्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि । 
पुष्कर[धानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा । 
भ्रागच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदामम । 
गौरीपद्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः । 
हृष्टिः पुष्टि स्तथा तुष्टिरात्मनः कुल देवता । 
गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्याइच षोडशः । 
कीति लक्ष्मी घृतिमेंधा सिद्धः प्रज्ञा सरस्वती । 
मांगल्येषु प्रपूज्यांच सप्तैता, दिव्यमातरः । 
ब्रह्मामुरारी स््त्रिपुरान्त कारी भानु शशी भूमिसुतो बुधशचः 
गुढरच शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वेग्रहा : शांतिकरा भवन्तु । 
नाग पृष्ठ समारूढं शूलहस्तं महाबलम्‌ । 
पाताल नायक देवं वास्तु देवं नमाम्यहम्‌ । 
क्षेत्रशालान्नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान्‌ । 
प्रस्य मागस्य सिद्धयर्थे पुजयाराधितान्‌म या। 
3 सिद्धि बुद्धि सहित श्रीयन्महागणाधिपतयेनमः । 
32 लक्ष्मी नारायणाभ्यान्नमः । 
३५ उमा महेस्वराभ्यान्नमः। 
ॐ वाणी हिरण्य गर्भाभ्यान्नमः । 
[ २८९ ] 


३८ 


गायत्री यज्ञ-विधान 


ॐ शची पुरन्दराभ्यान्नमः । 

ॐ मातृ पिए चरण कमलेभ्यो नमः 
3३% कुल देवताभ्यो नमः .. 

ॐ इष्ट देवताभ्यो नमः 

३% ग्राम देवताभ्यो नमः 

३% वास्तु देवताभ्योनमः । 

3 सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः । 
3३% सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः 
3 सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः । 
3% श्री गायत्री देव्ये: नमः । 
३% पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । 


षोडशोपचार पूजन 


उ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम: । ग्रावाहयामि स्थापयामि । 
आसनं समर्पयामि । पाद्यं समर्पयामि । अरध्यं समर्पयामि । 


आचमनम्‌ समर्पयामि । स्नानम्‌ समर्पयामि । वस्त्रं समर्पयामि । 
तज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्घं समर्पयामि |.पुँष्याणि समपयामि । 


धूपम्‌ समर्पयामि । दीपम्‌ समर्पयामि । - नेबेद्यम्‌ समर्पयामि । 
भ्रक्षतान्‌ समर्पयामि । ताम्बूल पुङ्खीफलानि समर्पयामि । 


दक्षिणां समर्पयामि । सर्वाभावे अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
नमोऽस्त्ववन्ताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षिशिरोरुवाहवे । 


सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाइवते सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः 


स्वस्ति वाचन  ' 


प्रत्येक व्यक्ति हाथ में भ्रक्षत्‌ जल, पुष्प, आदि लेकर निम्न मंत्रों 

से स्वस्ति वाचन करे और फिर एक थाली आदि में सब लोग हाथ की 
'वस्तुए छोड़ दें । इन वस्तुओं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि 
इनका पैरों के नीचे आना उचित नहीं । 

मंत्र - ॐ गणानां त्वा गणपति ४ हवांवहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ४ 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति 09 हवामहे बसोमम आहमजानि गमंधमा त्वम 
जासि गर्भधम । १॥ 

३ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा त्रिश्ववेदा: स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यॉऽश्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । २ ॥ 

३ पय: पृथिव्यां पयः ऽग्रोषधीषु दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । पयस्वतीः 
प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । ३ ॥ 

३ विष्णो रराटऽमसि विषणो : इनप्त्रेस्यो विष्णो : स्यूरसि विष्णो 
ध्र, वोऽसि वैष्णवमसि वैष्णवे त्वा । ४ ॥ 

३% अनिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवतां चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रो 
देवता ऽदित्यां देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता वृहस्पति देवतेन्द्रो देवता 
चरुणो देवता: । ५ ॥। 

३% दयौः शान्तिरन्तरिक्ष ४ शान्तिः पृथिवी शान्तिराप : शान्तिरोषधयः 
शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति बृ ह्या शान्तिः सर्वं 3 शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि । ६ ॥ 

३ विश्वानि देव सवितुदुं रितानि परा सुव यदभद्रं तन्न आ सुव । ७ ॥ 

3७ शांतिः ! शांतिः ! ! शान्ति: ! ! | 

रक्षा विधान 

अब आचार्य हाथ में अक्षत लेकर निम्न मंत्रोच्चार के साथ 
दसों दिशाओं में उन्हें फेकते जायं, और मन ही मन इस भावना सहित 

| 


Yo गायत्री यज्ञ-विधान 


परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह इस शुभ यज्ञ में आसुरी शक्तियों 
द्वारा उपस्थित किए जाने वाले विघ्नों से रक्षा करें । 
रक्षामंत्र- ३» पूर्व रक्षतु वाराहं श्राग्नेयां गरुड़घ्वजः । 
दक्षिणे पद्मनाभस्तुः_ नंऋत्यां मधुसूदनः । 
परिचिमे चेव गोविन्दो वायव्यां तजनादेनः । 
: उत्तरे श्रीपती ` रक्षे दैशान्यां हि मंहेशवरः । 
ऊध्वं रक्षतु घाता वो ह्यधोनन्तश्च रक्षतु । 
अनुक्तमपि यत्‌ स्थानं रक्षत्वीशो ममा ` द्रिधृक्‌ । 
अप 'सर्पेन्त्‌ ये भूतः-भूताये भुवि संस्थिता: । 
ये भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया । 
अपका मन्तु भूतानि पिशाचा : सर्वतो दिशम्‌ । 
सर्वेषाम विरोधेन यज्ञकमं समांरभें । 


यज्ञ भूमि का पञ्चभ्‌-संस्कार 


हवन करने से पूव भूमि का परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, उद्धा- | 
रण तथा अभ्युक्षण इव पाँच संस्कारों द्वारा पवित्री करण, करने का 
विधान है, अस्तु भूमि का पंचभू संस्कार निम्न मंत्रों सहित क्रमशः | 
इस प्रकार करें | 


१. परिसमूहन-श्राचार्य अथवा कोई याज्ञिक हाथ में कुशाएँ | 
लेकर हवन कुण्ड के आस पास की भूमि को निम्न मंत्र के साथ पूर्व 

से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व इस 
क्रम से झाड़कर कुशाओं को यज्ञशाला से बाहर पूर्व या ईशान कोण 
दिशा में फेंक दें । 

मंत्र--3ॐ दर्भेपरिसमूह्य परिसमूह्य । 

२. उपलेपन--अब गाय के गोबर से उसी दिशा क्रम से हवन 
कुण्ड के चारों ओर लीपें और इस मंत्र का उच्चारण करें । 

मंत्र-ॐ गोमयेन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्य । 

[२६२ | 


गायत्री यज्ञ-विधान Ho ei 


पश्चात्‌ यज्ञशाला से बाहर जाकर हाथ धोकर भूमि में अधि- 
दैविक तथा आध्यात्मिक तत्वों की जागृति के लिए उपलेखन करते 
का विधान है । 

३. उपलेखन-दाएं हाथ से स्रवा द्वारा यज्ञ कुण्ड के चारों ओर 
पूर्वोक्त दिशाक्रम से तीन तीन रेखाए खींचें तथा निम्न मंत्र का भी 
तोन-तीन बार उच्चारण करे । उपरान्त स्रवा को धोकर 
रख दें । 

मंत्र-3% स्र वमूलेन उल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य । 

४. उद्धारण--अब ऊपर की मिट्टी को अनामिका उ गली व. 
अंगूठे से उठाकर पूर्वं दिशा में रखें तथा तीन बार निम्न मंत्र 
उच्चारे । 

मं त्र-3% अनामिकांगुष्ठेन उद्ध.त्य उद्धत्य उद्धत्य । 

५. अभ्युक्षण -अंत में दाए हाथ से हवन कुण्ड के चारो शोर 
जल छिड़कते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें :- 

मत्र--32 उदकन श्रभ्युक्ष्य ग्रभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य । 


मेखला पूजन 


अब कुण्ड का मेखला पूजन करने का विधान है । पहिली मेखला 
के देवता ब्रह्मा हैं, यह श्वेत रंग की ऊपर वाली मेखला है । दूसरी 
मध्य को लाल रंग: की मेखला के देवता विष्ण हैं, और सब से नीचे 
वाली अंतिम मेखला के देवता रुद्र हैं, यह काले रंग की होती है । 
इन तीनों मेखलाओं का पूजन करके उक्त तीनों देवताओं तथा उनको 
शक्तियों का आवाहन किया जाता है । 
१- प्रथम मेखला पूजन मंत्र (श्वेत) 
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथम पुरस्याद्वि सीमतः सुरुचो वेनऽञ्रावः स. बुष्त्या ऽउपमा- 
ऽश्रस्य विष्ठा : सतश्च योनिमतश्च विव : ब्रह्मणो नमः आवाहयामि 
स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 


[ २९३ ] 


४२ गायत्री यज्ञ-विधान 


२-मध्य मेखला पुजन मंत्र-- (लाल) 

3३ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म । समूढ-मस्य पा ३ सुरे स्वाहा. 
ॐ विष्णवे नमः । आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि । 
३ अन्तिम मेखला पुजन मंत्र-- (काली) 

32 नमस्ते रुद्र मन्यव 5उतो तं5इषुवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः । ३ रुद्राय 
न॑मः । आवाहयामि स्थापयामि पुजयामि ध्यायामि । 


कुश-काण्डिका स्थापनम्‌ 
अब इस मंत्र को पढ़कर यज्ञकुण्ड का चतुदिक वातावरण पवित्र 
रखने के लिए क्रमशः निम्न मंत्रोच्चार सहित पूर्व दक्षिण पश्चिम व ' 
उत्तर दिशाओं में कुश बिखेरने का विधान है । 
१- इस मंत्र से पूर्व दिशा में कुश रखें -- 
३% स्वस्ति न इनदरो वृद्धश्र वा: वास्त नः पूषा विद्ववेदा: । स्वस्ति नस्ता- 
कषयो श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । 
२- अब इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण दिशा में कुश फेंके -- 
3 पृषदश्वा मरुतः पृरिनिमातर : शुभं यावानो विदथेषु जग्मय : । अग्नि 
जिहवामनवः सुरचक्षसा विश्वे नो देवाऽभ्रवसागमन्निह । 
३- फिर निम्न मंत्र को पढ़कर पश्चिम दिशा में कुश फेंके -- 
३% भद्रं कर्णेभिः .श्वणुयाम देवा भद्रम्पश्येमाज्ञभियजत्रा: । स्थिरै रङ्गा 
स्तुष्टुवा ॐ सतनू भिव्यं शेहि देवहितंयदभ्यः । 
४- अन्त में इस मंत्र द्वारा उत्तर दिशा में कुश फेके -- 
ॐ शत्‌ मिन्नु शरदोऽग्रन्ति देवायत्रा नञ्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुत्रासो 
यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्यांरोपिता युर्गान्तौ । 


प्रोक्षण 

अब यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समस्त वस्तुओं को पवित्र | 

करने के लिए निम्न मंत्र पढ़कर उन पर जल छिड़कं । जल हाथ से 
[ २९४ ] 


गायत्री यज्ञ-विधान ४३ 


न छिड़क कर कुशाग्रों अथवा आम के पत्तों से छिडकना चाहिए। _ 

आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दवातन। महेरणाय चक्षसे। यो वः 
ज्ञिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिव मातर: । तस्या ग्ररंगमाम वो 
यस्यक्षयाय जिन्वथ । आपोजन यथा च न: । 3% आपः शिवा: शिवतमाः शान्तां 
शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ । 


अग्नि-स्थापन 
हवन कुण्ड में छोटी छोटी समिघाए' चिनंकर उनके मध्य घी 
में तर को रुई या कपूर रखकर फिर निम्न मंत्रोच्चार सहित अग्नि 
देव का आवाहन करते हुए अग्नि 'प्रज्वलित करें-- 
3 भूर्भावः स्व द्यौंखि भूम्ना पृथिवीवर्वारम्ण । तस्यास्ते पृथिवि देव यज- 
निपृष्ठेऽग्रिमन्नादम न्नाद्यायादधे । अग्नि इतं पुरोदघे हव्यवाहमुप बरूवे । देवां 
$प्रा सादयादिह । 


3% अग्निये नमः । आवाहयामि स्थापयामि । इहागच्छ इह्‌ तिष्ठा । इत्या 
वाह्म पञ्चोपचार: पूजयेत । 


[ २९५ ] 


“५७५८ गायत्री स्तृति , (5 
सब उपस्थित जन हाथ जोड़ कर खड़े हों, और प्रम विभोर हो 
गायत्री की इस प्रकार स्तुति गाए 
यन्मण्डल दीप्ति करं विशाल, रत्न प्रभम्‌ तीब्रमनादि रूपम्‌ । 
्रारिद्रय दुःखक्षयकारणं च पुनातुमांतत्सवितुर्वरेण्यम्‌ । 
यन्मण्डलं देवगणेः सुपूजितम्‌ विप्र॑ः स्तुतः मानव मुक्ति कोविदम्‌ । 
तं देवदेवं प्रणमामि भग: पुनातृ मां ` तत्सवितुवं रेण्यम्‌ । 
यन्मण्डलं गूढ़ यति प्रबोधर्म्‌' धर्मस्य बुद्धि कुरुते जनानाम्‌ । 
यत्‌ सर्वं पापक्षय कारणं च पुनातु मां. तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
यन्मण्डलं व्याधि विनाश, दक्षम्‌ यदृग्‌ यजुः साम सुसम्प्र गीतम्‌ । 
प्रकाशितं येन च भूभु वः स्वः पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ .। 
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्ध संघा : । 
< सद्योगिनो योगजुषां च संघा पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
यन्मडल॑ सवंजनेषु पूजितम्‌ ज्यो तिश्च कुर्यादिह मत्यं लोके । 
यत्यकाल कालादिमनादि रूपम्‌ पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
यन्मडलं विष्णु वतुम्‌ खास्यम्‌ यदज्ञरं पाप हरं जनानाम्‌ । 
यत्काल कल्पक्षय कारणं च पुनातु मां तत्सवितुवंरेण्य म्‌ । 
यन्मण्डलं विश्वसूजां प्रसिद्धम्‌ उत्पत्तिरज्ञा प्रलयं प्रगल्भम । 
यस्मित्‌ जगत्‌ संहारते ऽखिलञ्च पुनातु मां तत्सवित्‌ वंरेण्यं । 
यन्मण्डलं सर्वं मतस्य विष्णोः ह्यात्मा परं धाम विशुद्ध तत्वम्‌ । 
सूक्ष्मातिगैर्योगपथानुगम्यम्‌, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
यन्मण्डलं ब्रह्मविदो व्रदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्धसंघाः । 
यन्मण्डलं वेदतिद : स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम्‌ यद्योगिनां योग पथानुगम्यम्‌ । 
तत्सं वेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
[ २९६ ] 


गायत्री यज्ञ-विधान ४9 


अग्नि प्रदीपन--गायत्री स्तुति के पश्चात्‌ पंखा आदि भूलकर 
तथा घी कपूर आदि डालकर अग्नि को निम्न मंत्र के साथ प्रदीष्त 
कर । 

३ उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ॐ मृजेयामयं च । अस्मिन्‌ 
सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विइवे देवा यजमानश्च सीदत । 


समिधास्थापनम्‌ 


पलाश आदि को चार समिधाएं जो कि लगभग आठ २ श्रद्धे 
की हों, घी में डुबो २ कर हवन कुण्ड में निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए 
रखें 


३% अयंत इघ्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व । चेद्ध वर्षय चास्मान्‌ . 


' “जया पशु भित्र ह्मवचेसे नाम्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥| इदमग्तये जातवेद से इदं 
न मम्‌ । । 

(२) ३3% समिधाग्नि दुवस्यत घुतैर्बोधयता तिथिम्‌ । अस्मिन हव्या 
जुहोतन स्व।हा । इदमग्नये इदं न मम । 

(३) ३% सुमभिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुहोतन । अग्नेय जातवेदसे स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेद इदं न मम । ; 

(४) 39 तत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य 
स्वाहा । इदमग्नयेऽगिर से इदं न मम। 


जल प्रसेचन 
अब लकड़ी के पात्र में पवित्र जल भरकर आचमनी द्वारा हवन 
कुण्ड के चारों ओर विभिन्न दिज्ञाओं में जल छोड्ने का विधान है। 
जल प्रसेचन के समय निम्न मन्त्रों का उच्चारण केर 
३% ग्रदितेऽनुमन्येस्व । इति पूर्वे । 
३४ भ्रनुमते ऽनुमन्यस्व। इति पश्चिमे । 
3% सरस्वत्यनु मन्यस्व । इति उत्तरे। 
[ २९७ ] 


द्‌ गायत्री यज्ञ-विधान 


३% देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केत 
नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदन्तु स्वाहा | इस मंत्र के साथ साथ यज्ञ 
कुण्ड के चारों ओर जल छोड़ । 


आहुतियाँ : “# 
आज्याहुति होम के पश्चात्‌ अब जितनी आहुतियाँ देने का 
संकल्प हो, उतनी आहुतियाँ गायत्री मंत्र के साथ दे । मंत्रोच्चारण 
इस प्रकार होना चाहिए -- 
3% भूभृ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात 
स्वाहा ॥ इदं गायत्र्यै इदं न मम । 


स्विष्टकृत भोग 


आहुति होम के पश्चात्‌ समस्त देवी देवताओं की संतुष्टि के 
लिए पाँच पत्तलों में नेवेद्य, मिठाई, हलुवा, खीर, फल, तथा एक २ 
ततल में पांच री के दिए जलाकर क्रमश: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
२ आकाश पाँचों देवताओं की वेदियों पर एक २ पत्तल रखकर 
` आदर और भक्ति भाव से भोग लगावे, और निम्न मंत्रों का उच्चा- 
रण कर:-- 
१ पृथ्वी देवता की वेदी पर- - 


3% महीयो: ७ पृथिवी च न 5 इमं अज्ञ मिमिज्ञयाम्‌ । 
पिपृतां नो मरीमभिः । 32 पृथिव्ये नमः । 

२ जल देवता की वेदी पर-- 
32 तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः । 
श्रहेऽमानो वरुणेह वोध्युरुश 9 स मा न 5 श्रायुः प्रमोषीः । 

३ श्रग्नि देवता की वेदी पर-- 


32 त्वं नो श्रग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडोऽञ्रव यासिसीष्ठाः: यजिष्ठो 
वह्वितमः शो शुचानो विश्वा द्वेषा © सि भ्रमुमुरध्यस्यत्‌ । ३ अ्रग्नये नमः | 
[ २९८ ] 


गायत्री यज्ञ-विधान ४७ 


४ वायु देवता की वेदी पर -- 

3% आ तो नियुदूभिः शतनी भिरध्वर0सहस्त्रिणी भिरूपः सदा नः। 3% 
शायवे नमः । 
५ आकारा देवता की वेदी पर -- 

अ या वां कशा मधुमत्यरिविना सूनृतावती । तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । उप- 
यामगुहीतोऽस्य र्विभ्यां तेपतेयोनिर्माध्वीभ्यां त्वा । ३० श्राकाशाय नमः 


बलिदान संकल्प 
यज्ञ के अन्त में बलिदान का विधान बताया गया है, किन्तु अनेक 
विद्वानों के मतानुसार यज्ञ जेसे पवित्र और कल्याणकारी कार्य में पशु 
वलि का अर्थ केवल पाशविक वृत्तियों का बलिदान है, जीवित पशुओं 
की बलि देकर जीव हिसा जैसे जघन्य कृत्य से वेदोक्त बलिदान का 


अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता । अस्तु समस्त याज्ञिकों को बुराइयों 


तथा पाशविक वृत्तियों का बलिदान और अच्छाइयों सद्गुणो को 
ग्रहण करने का व्रत सङ्कल्प लेना चाहिए। इसमें याज्ञिकों के साथ 
ड श्रद्धालुजन समुदाय को भी सम्मिलित करले, तो सर्वो- 
त्तम है । 


स्विष्टकृत होम 


हवन सामग्री से किए गए हवन के पश्चात्‌ अन्त में यज्ञ व अग्नि 
देवता को प्रसन्न करने के लिए स्विष्टकृत होम का विधान बताया 


गया है । इसके लिए किसी चौडे पात्र में खीर, हलुआ, मेवा, फल, : 


मिष्ठान तथा घृत आदि भरकर निम्न मंत्र के साथ आहुति दे :-- 
३ॐ यदस्य कर्मणोत्य रीरिचं यद्वान्यनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्‌ स्विकदिद्यात्सवं 
स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सवंप्रायरिचित्ताहुतीनां 


| कामानां समर्थयिन्त्रे सर्वान्न कामान्‌ समर्थय स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते 


इदम मम । 
[MASSE 


४ गायत्री यज्ञ-विधान 


पुर्णाहृति 


यज्ञ की निविघ्न व सानन्द समाप्ति पर पूर्णाहुति देने का विधान 
है, जो कि यज्ञ सम्पन्न होने की परिचायक है। इसके लिए नारियल 
में छेद करके उसमें घी भरकर लाल कपड़ा कलावा आदि लपेटा 
जाता है तथा फूलों से सजाकर निम्न मंत्रोच्चारण सहित हवन कुण्ड 
में आहुति दी जाती है । साथ ही अन्य उपस्थित लोग भी नारियल 
अथवा सुपाड़ी अथवा हवन सामग्री हाथ में लेकर पूर्णाहुति के साथ २ 
आहुति देते हैं । ४ 
मंत्र पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पुर्णात्‌ पूर्ण मुदच्यते । 
पूर्णस्य पुर्ण माटाय पूर्ण मेवा वशिष्यते | 
पूर्णादवि परा यत सुपूर्णा पुनरापतः। 
वस्नेव विक्रीणावहा इस मूर्ज शत क्रतो स्वाहा । 
३५ .. सर्वं वै पुण 5 स्वाहा। 
इदमग्नये बेसवानराय । वसुरुद्रादित्येभ्यः 
शतक्रतवे सप्तवते ्रगनये इदं न मम । 


वसोधारा 
सबसे अन्त में'घृत पात्र में बचे हुए समस्त घत को हवन कुण्ड में 
निम्न मंत्र के साथ छोड़ दिया जाता है, इसी को वसोधारा कहते हैँ । 


MM वसोः पवित्रमसि शतघारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्र धारम्‌ । देवस्त्वा 
सविता पुनातु नमोः शवित्रेण शतधारेण सुखा कामधुक्षः स्वाहा । 


स्तुति श्री यज्ञ भगवान को 


हे यज्ञ रूप कृपालु भगवन्‌ ज्ञान हमको दीजिए। 
सत्‌ धर्म औ सत्‌ कर्म में मन बुद्धि प्रेरित कीजिए । 
छल दम्भ काम विकार औ अज्ञान को हरिए प्रभो। 
कल्याण सारे प्राणियों का विश्व में करिए प्रभो। 
मिट जायं सब संताप भौतिक, शांति का विस्तार हो। 
हर जीव हरि का भक्त हो चहुं ओर धर्म “प्रसार हो । 
रोग शोक दरिद्रता का नाम भी न रहे कहीं । 
जब जब करें आह्वान हम, प्रभु आप तब प्रकट वंहीं । 
प्रभु आप जन-जन के हृदय को प्रेम से भर दीजिए | . 
दुबु द्धि और दुष्कर्म सारे विश्व के हर लीजिए । 
त्रुटियाँ हमारी हे दयामय सब क्षमा कर दीजिए । 
इस पतित सेवक “शुक्ल' को, स्वामी यही वर दीजिए। 
जब तक जिए संसार में, प्रभ चरण में ही ध्यान हो। 
सब पर कृपा हो आपकी, हर जीव का कल्याण हो । 

बोलो--यज्ञ भगवान्‌ की जय । 

यं ब्रह्मवेदान्त विदो वदन्ति 
परमं `: प्रधानं पुरुषस्तथान्ये । 
विश्वोदगते कारण मीश्वरं वा, 
तस्मै नमो विघ्न विनाशनाये। 

३५ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रम रुतः स्तुन्वन्ति दित्यं : स्तव । 
वेदै: सांगपदक्रमोमपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्म नम: । 
00५४ |. ३98 .] 


1 


गायत्री यज्ञ-विधान 


॥ ` क्षमा प्रार्थना अ 
` आवाहनं न जानामि नैव पूजनम्‌, 
dh विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वरं । 


मंत्र हीनं भक्ति हीनं सुरेस्वरं, 
| अजित 9 ४ 
BB त्‌ मयादेवं परिपूर्णं तदस्तु मे । 
यदक्षर पद भ्रष्टं मात्रा हीनं च यद्‌ भवेत्‌, 
तत्सवं क्षम्यतां देवां प्रसीदं परमेश्व रम्‌ । 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रिया दिषु, 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातिसद्योवन्देतमच्युतम्‌ । 


h 

| ` प्रमादात्कुवंतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत, 

| By स्मरणादेव यट्टिष्णोः सम्पूर्णः स्यादिति श्रुति: । 
| 1 + 

(0 साष्टांग नमस्कार 


WS 
| नमोस्वान्ताय सहस्त्यमूतंये सहस्त्र पादाक्षि शिरो रुवाहवे । 
 सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शास्वते सहस्त्र कोटियुग धारिणे नमः । 

नमो ब्रह्मण्य देवाये गो ब्राह्मणा हिताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमं: । 

। शुभ कामना 

सब लोग मिलकर हाथ जोड़ कर समस्तं विश्व के कल्याण की 
' कामना करते हुए भगवान से याचना करे , | 
स्वस्ति प्रेजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेनमा्गण मही महीशां । 
गोब्राह्म भ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु । १ ॥ 
भवन्तु सुखिन [नः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा 


| न 
कश्चिद्‌ दुखम | 1 ५41, । त 
४ | FE FS Nh TEE ह १ दा पुत्रिण हट 

PF 10070 ७४७८ का सन्तु पोत्रिणा: । 

 न्तिषनाः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ । 
EO गा) | 


गायत्री यज्ञ-विधान प्‌१ 


श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टि श्रियम्‌ बलम्‌ । 
तेज मायुष्य मारोग्यं देहिमे हव्यवाहनम्‌ । 
पुष्पाञ्जलि 

सब श्रद्धा पूर्वक अञ्जुलि में पुष्प रखकर निम्न मंत्र के साथ 
भगवान को पुष्पाञऊजलि भेंट करें । 

३५ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रणमान्यासन्‌ । ते 
ह्‌ नाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः । मन्त्र 
पुष्पाञजलि समर्पयामि । 

अभिषिञ्चन 

आचार्यं जी. एक पात्र में जल लेकर कुश या आम के पत्ते से 
उपस्थित जन समुदाय पर निम्न मंत्र सहित जल छिड़के । अभिषि- 
ञ्चन के समय सभी लोग मिलकर निम्न मंत्र का उच्चारण करे 

3 दो: शान्तिरण्तरिज्ञण्शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोष- 
धयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा: शान्तिन्न हा शान्तिः सवं ४ 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि । 

ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशांतिभेवतु । 
सूर्य अध्य दान 

उपरान्त आचार्य जी निम्न मंत्र के साथ सूर्य को अर्ध्य 
दान करें-- 

३% सूर्य देव सहस्त्र्यांशो तेजोराशे जगत्पते । 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणाघ्यं दिवाकरः । 
प्रदक्षिणा 

अन्त में सब लोग निम्न मंत्र के सहित अपने २ स्थान पर ही एक 
बार परिक्रमा करके पुनः अपनी २ पूर्व स्थिति में आजाएं । 

यानिकानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च 
तानि सर्वाणि नञ्यन्ति प्रदक्षिणा यां पदे पदे । 
LR |.“ 


५२ गायत्री यज्ञ-विधान 


विसजेनम्‌ 
[ 
उपरान्त सब उपस्थित याज्ञिक श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े 
हों और निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुण्ड तथा वेदियों 
पर अक्षत छोड़कर समस्त देवी देवताओं का विसर्जन करं । 
गच्छ त्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्ड-मध्यतः । 
हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्र देहि प्रसीद मे। 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थाने परमेश्वर: । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशनः । 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्‌ । 
इष्ट काम समृद्धयर्थ, पुनरागमनाय च। 


जय घोष 
सब मिलकर ऊंचे स्वर से जय २ कार करें-- 


गायत्री माता की-जय हो, यज्ञ भगवान -की-जय हो, 
वेद भगवान की-जय हो, धर्म की-जय हो, सत्य की-जय हो, : 
विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव । 


A 


= ए सा कक त 


येवर] बीमा श्या 
३1 नीरः 


hi | 


4,00 ,OO OOO 
यार न्करशोझ सो थ्श अर्थिक चाटच्कों की चसक 


शपिडेक्स 

छुंगलिश स्पीकिंग कोर्स 

प्रिय अभिभावक; 

आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उग्रिजी अच्छी तरह लिख-पढ़ 
लेता है; उसकी एकमात्र समस्या ...... वह इसे बोलने मे हिचकता 
या अटकता है ! 

इसका सम््रधान बता रहे हैं 

उसके प्रिय खिलाडी कपिलदेव- 

अंग्रेजी ब्लेल्याल सीखने का एकमात्र सोर्स 

ईपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग कोर्स 


1(५10911/ 1 1000 book tolcarn 
भाषाओ मे Spoken English -- 401 0०४ 


रैपिडैक्स 


सेल्फ लेटर डाफ्टिग कोर्स गा 
व्यक्तिगत हों या सामाजिक, व्यापारिक 354 पृष्ठ 


हों या नौकरी के लिए आवेदन-पत्र-इस 
पुस्तक की सहायता से आप किसी भी 
प्रकार का पत्र लिख सकते हैं । 
अन्य पुस्तकों में जहां रेडीमेड पत्र दिये 
गये होते हैं, वहां इस पुस्तक में रेडीमेड 
वाक्य दिये गये हैं , जिनकी मदद से आप 
मनचाहे पत्र ड्राफ्ट कर सकते हैं । 
अपने निकट व ए.एच. व्हीलर के रेळवे व वस-अह्डो के वुकस्टॉलो पर मागि अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने के पते > 
पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006 
शोरूम: 10-वी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002. 


pneu पुस्तक में भरपूर मात्रा में दिये गए वाक्यों मे ते वाक्य घुने 
० उन्हें क्रमानुसार रखें 
० विभिन्न विषयों पर जितने चाहे पत्र बनाएँ 


0081 ४४ 


